पंजीकरण संख्या-0//00100॥130/2021-2023 


सरकारी TAC, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


खण्ड-24]  रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई0 (sa 21, 1945 शक सम्वत्‌) [संख्या-32 


विषय-सूची 


प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिरारो उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 


विषय पृष्ठ संख्या वार्षिक चन्दा 
————S—— See कक 
सम्पूर्ण गजट का मूल्य... Ps = te 3075 
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, a 
अधिकार, और दूसरे बैयक्तिक नोटिस 637-649 4500 


भाग 1-क-चियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों के 

अध्यक्ष त्तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया हि 299-316 1500 
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 

कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्याँ के गजटों के उद्धरण 
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निवाचिन (स्थानीय निकाय) तथा 

पंचायत्तीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्‍न आयुक्तों 


अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया = 975 
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड = “ = sted 
भाग 5-एकाउन्‍्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड = 975 


भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 
की रिपोर्ट : 8 

भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 
निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां = 

भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि 


21-24 975 
461-486 975 


ES 1425 


637-5 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक WATT) +_[साग 1 


ArT 4 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयव्तिक नोटिस 


औद्योगिक विकास अनुभाग--2 
कार्यालय- ज्ञाप 
21 जुलाई, 2023 ई0 


संख्या 523 ई0प0-28344 / शा-&-2/2023/02(4)2022-९ज्यपाल, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 
के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5, ईएप0-2844// दिनांक 31 जनवरी, 2023 के क्रम में राज्य में लॉजिस्टिस्क के क्षेत्र 
को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रख्यापित॒ उत्तराखण्ड लॉजिस्टिस्क नीति, 2023 के क्रियान्वयन हेतु 
निम्नलिखित दिशानिर्देश,/ परिचालन दिशानिर्देश बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थातः- 


उत्तराखण्ड लॉजिप्टिक्स नीति-2023 के क्रियान्वयन हेंतु दिशानिर्देश 
मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया 


राज्य में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में काम कर रहे नवीन और विद्यमान उद्योगों को समर्थन प्रदान 
करने, मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, विद्यमान लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के सुदृढीकरण, 
रोजगार के अवसरों के सृजन, लॉजिस्टिक्स सूचकांक में राज्य की रैंकिंग को बढ़ाने तथा वित्तीय एवं गैर वित्तीय 
प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 के कार्यालय 
ज्ञाप संख्या-85//ई0१0-28344/५॥॥-५-2/2023/02(4)2022. दिनांक 31 जनवरी: 2028 से उत्तराखण्ड 
लॉजिस्टिक्स नीति-2023 प्रख्याषित की गयी है। इस नीति के क्रियान्दयन एवं नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों 
की अनुमन्यता हेतु यौजना के दिशानिर्देश,मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया निम्नवत्त हैं 
1... दिशानिर्देशों की अवधिः हि 
यह दिशानिर्देश उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 के प्रवृत्त रहने अथवा राज्य सरकार द्वारा 
संशोधित किये जाने की सीमा तक वैध होंगे। 
2... दिशानिर्देशों का अधिकारिता क्षेत्र 
इन दिशानिर्देशों का अधिकारिता क्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा। 
3... दिशानिर्देशों के परिचालन/क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत विभागः 
दिशानिर्देशों के क्रियाच्चयन,/परिचालन के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उच्चम विभाग/उद्योग 
निदेशालय, उत्तराखण्ड उत्तरदायी होगा। 
4... परिभाषा: 
(1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस दिशा-निर्देशों A 
कक. अधिनियम से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 अभिप्रेत 
है। 
ख. प्राधिकृत समिति से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित जिला/राज्य प्राधिकृत समिति 
afta है। 
ग. प्राधिकृत अधिकारी से उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक्स नीति, 2023 के क्रियान्वयन हेतु उद्योग विभाग के 
स्तर पर नामित अधिकारी अभिप्रेत है। 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) 


639 


2) 


क, 


a 


iil, 


Vv. 


राज्य स्तरीय समिति से प्रस्तर-9 में वित्तीय प्रोत्साहनों के आवेदनों पर निर्णय हेतु गठित समिति 


अमिप्रेत है। 


उन शब्दों और पदों, के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उत्तराखण्ड 
लॉजिस्टिक नीति, 2023 में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे, जो उस नीति में है, 


* वित्तीय प्रोत्साहनः 


सामान्य लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए पूंजीगत उपादानः 
i, रू, 50 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी (सब्सिडी) की अधिकतम 
सीमा रू, 8 करोड़ होगी। 
i रू, 50 करोड़ से अधिक और 150 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के लिए, | 
सहायिकी (सब्सिडी) रु. 24 करोड़ तक सीमित होगी। 


॥. रू, 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए, सहायिकी (सब्सिडी) w 32 
करोड़ तक सीमित होगी। 


आह गतिविधियां/ 
क्रियाकलाप 


गोदाम की 
(वैयरहाउसिंग) 
सुविधायें 


ट्रक टर्मिनल 


प्रस्विहन / ट्रक 
मालिक//फ्लीट 
अपरेटर/एग्रीगेटर 


कोल्ड स्टोरेज 


बुनियादी सुविधायें 


मानदण्ड 


पर्वतीय da (oft ए, बी, बी+ और सी) में 
न्यूनतम छू, 25 करोड़ निवेश के साथ 
5,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में गोदाम की 
as और गैर-पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी-डी) के 
रू, 5 करोड़ के निवेश के साथ 
न्यूनतम 10,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल। 
रू. 5 करोड़ के निवेश और 45,000 वर्ग फुट 
के न्यूनतम क्षेत्रफल में सीमित ट्रक टर्मिनल। 
कम से कम 3 ट्रक/छोटे ट्रक/मिनी 
पिकअपट्रक/रेफर वैन की खरीद 
(एक्स-शोरूम कीमत)। 


8/000 वर्ग फूट का न्यूनतम क्षेत्रफल। 


बुनियादी सुविधाओं के रूप में विकसित 
आंतरिक परिवहन प्रणाली; बिजली लाइन, 
संचार सुविधाएं, जल वितरण और जल वृद्धि 
सुविधाएं, सीवेज और जल निकासी लाइनें, 
अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं, 
फायर टेंडर व्यवस्था, पार्किंग, वेइंग ब्रिज, 
चिकित्सा केंद्र। 


प्रोत्साहन 


परियोजना लागत का 20 
प्रतिशत 


परियोजना लागत का 20 
प्रतिशत 


बड़े पर 10 प्रतिशत और 

छोटे और मध्यम ट्रकों पर 

15 प्रतिशत, अधिकतम रू, 
10 लाख 


परियोजना लागत का 15 
प्रतिशत sith सरकार द्वारा 
कोल्ड. स्टोरेज के लिए 
प्रदान की जाने वाली 
सहायिकी (सक्षिडी) के 
अतिरिक्त दिया जायेगा। 
परियोजना लागत का 20 
प्रतिशत 


640 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्बत) 
टिपणीः उपरोक्त सभी गतिविधियों/क्रियाकलापों के लिए पूंजीगत उपादान कौ अधिकतम 
मात्रा/सीमा क्रम संख्या- 5(क)(), (1), (9) में अंकित परियोजना लागत के अध्यधीन रहेगी। 

ख,. विशेष लॉजिस्टिक्स इकाईयों के लिए पूंजीगत उपादानः 
1. रू. 50 करोड़ तक की परियौजना लागत को लिए सहायिकी की अधिकतम सीमा रू, 8 
करोड़ होगी। 
i, रू, 0 करोड़ से अधिक और रू. 150 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए 
सहायिकी की अधिकतम सीमा रू, 24 करोड़ होगी। 
का... रू, 150 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत के लिए सहायिकी की अधिकतम सींमा 
रू, 32 क़रोड़ होगी। 
we, ore गतिविधियां/ मानदण्ड प्रोत्साहन 
क्रियाकलाप 
+.. लॉजिस्टिक्स पार्क पर्वतीय क्षेत्र (श्रेणी ए, बी, बी+ और सी). का) से क(9 में सूचीबद्ध 
(एमएमएलपी/ड्राई. में 08 एकड़ से अधिक और गैर-पर्वतीय... सुविधांओं के अनुसार 
पोर्ट,/एयर क्षेत्र (भ्रेणी-डी) के लिए 10 एकड़ से प्रोत्माहन। 
कार्यो /इंटीग्रेेट. अधिक भूमि पर निजी /पीपीपी /जेवी मोड 
लॉजिस्टिक्स पार्क) के आधार पर लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित 
किए गए। 
ii, अंतर्देशीय कंटेनर. अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कम से कम 18. a) से क(५ में सूचीबद्ध 
डिपो (ICD) एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। सुविधाओं के अनुसार 
प्रोत्माहन। 
टिप्पणी: उपरोक्त सभी गतिविधियों/क्रियाकलापों के लिए पूंजीगत उपादान की अधिकतम 
मात्रा /सीमा क्रम संख्या- 5(क)0), (ii), (1) में अंकित परियोजना लागत के अनुरूप रहेगी। 
ग. कौशल विकास प्रोत्साहनः 
1... रू, 28000 का एंकमुश्त समर्थन या भ्रति व्यक्ति प्रशिक्षण की वास्तविक लागत, जो भी कम हो, 
संचालन की शुरुआत की तारीख से 2 वर्ष की अवधि में अधिकतम 100 कर्मचारियों तक 
प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। कौशल विकास प्रोत्साहन (नए लॉजिस्टिक्स प्रदाता के लिए- 
सामान्य या विशेष) सहायता के लिए प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 1 माह से अधिकतम 3 माह 
होगी। कौशल विकास संस्थान को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/ विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग (यूजीसी)/सरकार,/ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ (एआईसीटीई) के 
तहत मान्यता प्रोष्त होना चाहिए। 
टिपणीः 


ये प्रोत्साहन सभी नए और मौजूदा उद्योगों,” लॉजिस्टिक इकाइयों, जिनका विस्तार हो रहा है, को 
अनुमन्य होंगे। राज्य सरकार नियमित रूप से इस नीति की प्रगति की समीक्षा करेगी और इसे 
और अधिक प्रमावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। 

टर्मिनल ऑपरेटरों को टर्मिनल के भीतर एक स्वच्छ वातावरण बनाए“रखना होगा, जिसमें 
नियमित जांच की जाएगी. और ऐसे टर्मिनल, जो भोजन और स्वच्छ आवास पर्यावरण के अनुरूप 
होने में विफल रहते हैं, का रजिस्ट्रीकरण बंद कर दिया जाएगा। 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) 641, 


6 


पात्रता: 


@ 


Gi) 7 


(ii) 


(iv) 


W) 


एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 
(एलएलपी), ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और किसी भी अन्य कानूनी इकाई के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत संस्था / संस्थान इस नीति के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। 

केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों अथवा पब्षिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल 
की परियोजनाओं को भी नीति में प्रदत्त सुविधाओं का लाभ अनुमन्‍्य होगा। 

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की इकाइयाँ, जो किसी अन्य नीति के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के 
किसी अन्य विभाग से वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं, वे इस नीति में उल्लिखित वित्तीय 
प्रोत्माहन/लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ समेकित प्रोत्साहन का प्रावधान 
किया गया हैं। 

प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रियान्वयन आदेश, 2016 (समय-समय पर यधासंशोधित) 
में विद्यमान औद्योगिक इकाई के पर्याप्त विस्तारीकरण की दी गयी परिभाषा के अनुरूप विद्यमान 
इकाई के मौजूदा पूंजी निवेश में न्यूनतम 25 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त स्थिर पूंजी 
निवेश किया जाना आवश्यक होगा। 

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर पहचान संख्या (65719) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत इकाई ही 
नीति मेँ प्रदत्त प्रोत्माहन सहायता हेतु दावा करने के लिए पात्र होंगी। 


योजनान्तर्गत पंजीकरण एवं वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया: 


sealer ak Pree day worn ee er एकल Rego eer eee RTA 2007 ही कषतत-ा0 के 
अन्त Pe eel if “wre BY 2 5५४ 


प्रथम चरण: 


vi 


ब्वित्तीय aor 


उत्तराखण्ड एकल खिड़की व्यवस्था (ww.investuttarakhand.uk.gov.in) के अन्तर्गत 
आवेदक द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) पर अपैक्षित अभिलेखों के साथ आवेदन। 

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र तथा अपलोड़ेड अभिलेखों के आधार पर योजनान्तर्गत 
andar की जांच के लिए अमिलेखों का सत्यापन। 

आवेदन पत्र तथा अभिलेखों के सम्परीक्षण पर सत्यापनकर्ता यदि कोई कमी पाता है, तो कमियों 
के निराकरण के लिए सत्यापनकर्ता आवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। 

coder की जांच के उपरान्त सम्बन्धित विभागीय नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र का अग्रसारण। 
आवेदन पत्र की संवीक्षा//विश्लेषण के पश्चातू एंकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत इकाई के 
पंजीकरण आवेदन पत्र को जिला/राज्य प्राधिकृत समिति के सम्मुख विधार/निर्णय के लिए 
प्रस्तुत किया जाना। 

जिला//राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरान्त निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति का प्रमाण पत्र ही 
नीति के अंतर्गत पंजीकरण माना जायेगा। 


अनुमोदित CAF 10 से प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति दावे के लिए निर्धारित आवेदन पत्र wen पर वांछित 
अभिलेखों के साथ आवेदन। 

महानिदेशक, उद्योग द्वारा नामित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मानक प्रचलनात्मक प्रक्रिया के अनुसार 
दावों का परीक्षण। 


642 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्बत्‌) 


ili, 


vii. 


विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा इकाई का स्थल्ीय Fer 


विभाग द्वारा नामित्त अधिकारी की अनुशंसा, निरीक्षण रिपोर्ट सहित प्राधिकृतं अधिकारी द्वारा दावे 
को राज्य स्तरीय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु समिति के सदस्य सचिव को 


अग्रसारण। 


सदस्य सचिव द्वारा आवेदन er को विचार/निर्णय के लिए समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना। 
समिति के निर्णय के उपरान्त आवेदक को दावे की स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना wor प्रेषण। 
स्वीकृत अनुदान राशि का संवितरण बजट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। 


वित्तीय प्रोत्साहन दावों की स्वीकृति/संवित्तरण की प्रक्रिया एवं अपेक्षित अभिलेख / प्रमाण पत्र: 
क्रसं. प्रोत्साहन जारी चरण 


iv. 


करने का चरण 


प्रथम किश्त.. भूमि क्रय के समय 10 


प्रतिशत की पहली किश्त। 


लॉजिस्टिक्स नीति. के 
अधीन कुल प्रोत्साहन के 
35 प्रतिशत की दूसरी 
किस्त यह सुनिश्चित 
करने के बाद जारी की 
जाएगी कि परियोजना 
लागत का 90 प्रतिशत 
परियोजना पर उपयोग 
किया गया है। 


दूसरी किश्त 


तीसरी किश्त 
तहत कुल प्रोत्साहन के 
35 प्रतिशत की तीसरी 
किस्त जिला. उद्योग 
केंद्र/उद्योग. निदेशालय 
द्वारा भौतिक सत्यापन के 
माध्यम से वाणिज्यिक 
उत्पादन शुरू होने की 
पुष्टि और प्रदूषण नियंत्रण 
बोर्ड से समेकित सहमति 
और प्राधिकृत (सीसीए) 
जारी होने के बाद जारी 
की जाएगी। 

लॉजिस्टिक पॉलिसी के 


चतुर्थ किश्त 
तहत कुल प्रोत्साहन राशि 


roeepe 


लॉजिस्टिक्स नीति के ।, 


2 


3. 


चेकलिस्ट मौॉडेलिटी (निवेशक द्वारा प्रस्तुत) 


कंपनी निगमन प्रमाणपत्र। 
‘we सेल डीड/लीज डीड। 


. चार्टर्ड एकाएंटेंट से स्वीकृत डीपीआर। 
» वित्त के साधन। 


. बिल वाउचर्स, प्रूफ ऑफ पेमेंट तथा बैंक 


सटेटमेंट: प्रोजेक्ट पर किया गया खर्च। 
प्रोजेक्ट के लिए चुकाया गया माल और सेवा 
कर (जीएसटी) चालान। 


. परियोजना सील के फोटो/वीडियो साक्ष्य| 


वास्तुकार द्वारा विधिवत wer पूर्णता 
प्रमाण पत्र (काउंसिल ऑफ आर्कीटिक्चर से 
रिजस्ट्रीकृत वैध रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के 
साथ)। 

चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाण पत्र; परियोजना पर 
किया गया वास्तविक व्यय वित्त के साधन 
और परियोजना लागत के 100 प्रतिशत 
उपयोग को दर्शाता है। 

इकाई द्वारा प्रदत्त सेवाओं /व्यवसायिक 
गतिविधि प्रार्भ करने का अपने 
जीएसटीआईएन नम्बर से जारी vert बीजक 
की प्रति। 

जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) द्वारा जारी 
वाणिज्यिक संचालन प्रमाणपत्र। 


« ऑडिट बुक/वार्षिक वित्तीय आख्या (रिपोर्ट) 


(वाणिज्यिक संचालन के 2 वर्ष पश्चात) 


[साग 1 


भाग ॥] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (STAT 21, 1945 शक TA 643 


के 20 प्रतिशत की चौथी 2. प्रोत्ताहन की चौथी और अंतरिम किस्त जारी 

fret व्यवसायिक. करने से पहले से स्वीकृत मदों के लिए 

संचालन के 2 वर्ष बाद. प्रस्तावित/मूल्यांकित/वास्तविक लागत, जो 

जारी की जाएगी। भी कम हो, के आधार पर एक परियोजना 
लागत की पुनर्गणना की जाएगी और 
तदूनुसार जारी की जाएगी। 


9... आवेदक की अहता पर निर्णय तथा नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति की प्रक्रिया: 
1... वित्तीय प्रोत्साहन दावों की स्वीकृति के लिए निम्न समिति अधिकृत होगीः 


1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव//सचिव, एमएसएमई,/औद्योगिक -... अध्यक्ष 
विकास, उत्तराखण्ड शासन 

2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि... सदस्य 

3... राज्य स्तरीय बैंकर समिति के प्रतिनिधि - सदस्य 

4. महानिदेशक /आयुक्‍त उद्योग, उत्तराखण्ड ~ सदस्य सचिव 


मं... अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य सदस्यों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जा सकता है। 


10... संवित्रित प्रोत्साहन//सब्सिडी की वसूली: 

1... ral इकाई द्वारा अपने आवेदन पत्र में किसी भी तरह की अनियमितता या तथ्यों को छुपाया 
गया हो, तो उद्योग निदेशालय द्वारा इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी कर 45 दिनों के 
भीतर अपना प्रत्यावेदन/ उत्तर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है। प्राप्त प्रत्यावेदन पर 
वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के लिए गठित समिति का निर्णय अंतिम और वाध्यकारी होगा। 

i, यदि कोई इकाई Pear साक्ष्यों/अमिलेखों के आधार पर लाभ प्राप्त करती है, तो उससे प्रदत्त 
प्रोत्ताहन की धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज/दष्ड ब्याज सहित राजस्व के सादृश्य वसूल की जा 
सकेगी। 


11. नीति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित आवेदन पत्रों के प्रारूप तथा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किये जाने के 
लिए महानिदेशक /आयुक्‍त उद्योग अधिकृत होंगे। 


आज्ञा से, 


विनय शंकर पाण्डेय, 
सचिव] 


644 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्वत्त) [साग 4 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Articles 348 of ‘the Constitution of India’, the 
Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No.523/E-File-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022/Dehradun, dated July 21, 2023 for general information. 


Office memorandum 
duly 21, 2023 
No,523/E-File-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022—The implementation of the Uttarakhand Logistics 
Policy, 2023, Promulgated for the purpose of providing support to the logistics sector in the State, in order of 
‘the Office Memorandum No 85/E-28344/VII-A-2/2023/02(4)2022, dated, January 31, 2023, of the Industrial 
Development Section 2, the Governor Is pleased to allow to make the following guidelines/operational 
guidelines namely:~ 


Guidelines for the implementation of Uttarakhand Logisties Policy-2023 
Standard Operating Procedure 


10 provide support to new and existing industries working in the field of logistics in the 
state, mainly to reduce logistics cost, strengthening of existing logistics infrastructure, generation of 
employment opportunities, raising the ranking of the state in logistics index and for the purpose of 
providing financial and non-financial incentive assistance, Government of Uttarakhand, Industrial 
Development Section-2's office memorandum number 85/E-file-28344/ VII-A-2/2023/02(4)/2022, 
dated 31% January, 2023 has promulgated the Uttarakhand Logistics Policy-2023, ‘The 
guidelines/standard operating procedure of the scheme for the implementation of this policy and the 
admissibility of the financial incentives provided in the policy are as follows: 

1, Duration of the Guidelines; 
‘These guidelines shall remain valid to the extent that the Uttarakhand Logistics Policy, 2023 
remains in force or is amended by the state government, 

2, — Jurisdiction of the Guidelines: 
‘The jurisdiction of these guidelines shall be in the entire Uttarakhand state. 

3, Departments authorized to operate/imploment the guidelines: 
Micro, Small and Medium. Enterprises Department Directorate of Industries, Uttarakhand 
shall be responsible for the implementation/operation of the guidelines, 

4. Definition: 

(1) _ In these policy, unless there is anything repugrant in the subject oF context:- 

a. Act means the Uttarakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance 
Act, 2012. 

b. Authorized Committee means the District/State Authorized Committee constituted 
under Section, 3 of the Act, 

Authorized Officer means the designated officer at the level of Industries 
Department for the implementation of Uttarakhand Logistics Policy, 2023. 


d. State level committee means the committee set up to decide on the applications for 
financial incentives in Para, 9, 


a. Capital subsidy for common logistics facilities 
For project cost up to Rs. 50 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 8 crore, 


For project cost above Rs, 50 crore and up to Rs. 150 crore, the subsidy shall 
be limited to Rs, 24 crore, 


iii, For project cost above Rs. 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs, 32 


crore 

S.No. Eligible criteria Incentive 
Activities 

i Warehousing Warehouse facility in 5,000 sq ft area 20% of the project cost 


facilities with minimum investment of Rs 2.5 
crore in hilly area (category A, B, B+ 
and C) and minimum 10,000 sq ft area 
with investment of Rs, 5 crore for non- 
hilly area (Category: 

ii, truck terminal Truck terminal set up with an 20% of the project cost 
investment of Rs, 5 crore and a 


). 


minimum area of 45,000 sq.ft 
ili ‘Transport/ Purchase of minimum 3 trucks/small 10 percent on large and 
Trick Owner/ trucks/mini pickup trucks/reefer vans 15 percent on small and 
Fleet Operator/(exshowroom price). medium , trucks, 
Aggregator maxinium Rs, 10Jakh 
iv. Cold Storage Minimum area of $,000 sq.ft, 15 percent of the project 
ost shall be given in 
addition to the subsidy 
provided by the Central 
Government for cold 
storage, 
v. | Basie'Facilities Developed infrastructure in the form 20% of the project cost 


of internal transport system, power 
lines, communication facilities, water 
distribution and water augmentation 
facilities, sewage and drainage lines, 
waste treatment and disposal facilities, 
fire tender arrangements, parking, 
weighing bridge, medical centre. 


Note: The maximum quantity/imit of capital component for all the above activities 
shall be subject to the project cost mentioned in serial number-5(a)(i), (i), (ii). 


b, Capital Subsidy for Specialized Logistics Units 
i. For project cost up to Rs. 50 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 8 crore, 


fi, For project cost above Rs. 50 crore and up to Rs. 150 crore, the subsidy shall 
be limited to Rs. 24 crore. 


भाग 4] उत्तराखण्ड THE, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक Wad) 645 
(2). Words and expressions used herein and not defined but defined in the Uttarakhand 
logistics policy, 2023 shall have: the meanings respectively assigned to the in that 
policy. 
"s,  Finaneial Incentives: 


646 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Yo (आ्रावण 21, 1945 शंक सम्वत) far 1 


iii, For project cost above Rs, 150 crore, the subsidy shall be limited to Rs. 32 


crore. 
S.No. Eligible criteria Incentive 
Activities 
i Logistics Park Logistics Parks developed on Incentives as per 
(MMLP/Dry __private/PPP/JV mode basis on land facilities listed in a(}) to 
Port/Air more than 05 aores in hilly area a(v) 


Cargo/Integrated (Category A, B, B+ & C) and more 
Logistics Park) than 10 acres for non-billy area 
(Category-D) . 
fi, Inland Container The Inland Container Depot will be as per 
Depot (ICD) built over an area of at least 18 facilities listed in a(i) to 
acres, av) 


Note: The maximum quantity/limit of capital component for all the above activities 
shall be subject to the project cost mentioned in serial number-5(a(i) (ii, til) 

¢ Skill Development Promotion: 

i. One time support of Rs. 25,000 or the actual cost of training per person, whichever 
is less, shall be given as incentive up to a maximum of 100 employees over a period 
of 2 years from the date of commencement of operations, Skill development 
incentives (for new logistics provider ~ general or specific) The duration of training 
for assistance shall be minimum 1 month to maximum 3 months, The skill 
development institute should be recognized by National Skill Development 
Corporation (NSDCY University Grants Commission (UGC)/ Govt All India 
Council for Technical Education (AICTE). 


Note: 

i. These Incentives shall be admissible to all new and existing Industries/logisties units 
Which are undergoing expansion. The State Government shall regularly review the 
progress of this policy and take necessary steps to make it more effective and result 
oriented, 

fi, Terminal operators shall maintain a hygienic environment within the terminal, 
which shall be subject to regular inspection and the registration of terminals which 
fail to conform to the hygienic food and accommodation environment shall be de- 
registered. 


6, Biligibitity 

() Sole Proprietorship, Partnership Firm, Cooperative Society, Company, Limited 
Liability Partnership (LLP), ‘Trust, Non-Governmental Organization (NGO) and 
institute/institutions tegistered as any other legal entity can avail financial incentives 
under this policy. 

(i) Public Undertakings of the Central or State Government or the projects of Public 
Private Partnership (PPP) model shall also be allowed to tke advantage of the 
facilities provided in the policy. 

(iil) Units in the logistics sector who receive financial incentives under any other policy 
or from any other department of the Central/State Government will not be eligible to 
receive the financial incentives/benefits mentioned in this policy, because a 
provision for integrated incentive has been made here. 


(iv) According to the definition of adequate expansion of the existing industrial unit in 
the State's Micro, Small and Medium Enterprises Implementation Order, 2015 (as 
amended from time to time), additional fixed capital investment of minimum 25 


भाग 4] 


BARNS गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (आवण 21, 1945 शक सम्बत) 


ear 


Fi 


™ 


percent or more in the existing capital investment of the existing unit shall be 
necessary 
Only units registered under Uttarakhand Goods and Services Tax Identification 


-Number (GSTIN) shall be eligible to claim the incentive assistance provided in; the 


poligy. 


Process of getting registration and financial incentives under the schemet 


"The time limit for disposal of applications will be according 1० tho Howe limit prescribed under Sectlon-10 of 
‘the Unerakhand Enterprises Single Window Facilitation and Clearance det,2012, 


Phase I: 


Under the Uttarakhand single window system (www.nvestuttarakhand.uk.gov.in), 
application by the applicant on the common application form along with the required 
documents. 

Verification of records for verification of eligibility under the scheme on the basis of 
application form and uploaded records by the authorized officer. 

If the verifier finds any deficiency on scrutiny of the application form and records, 
then the authorized officer can obtain clarification from the applicant for the 
removal of deficiencies, 


Forwarding of application to concerned departmental nodal officer after checking 


iv, 
eligibility. 

v., After scrutiny/analysis of the application, the unit’s registration application shall be 
presented before the district/state authorized committee for consideration/decision 
under the single window system, 

vi. Issue of registration under the scheme by the authorized officer after the approval of 
the district/state authorized commitice, 

Phase Il: 


vii. 


Application on prescribed application form for claiming incentive/reimbursement 
from approved CAF ID along with required documents. 

Examination of claims as per standard operating procedure by an authorized officer 
designated by the Director General of Industries 

Site inspection of the unit by officer designated by the department . 

Along with the recommendation/inspection report of the officer 
nominated/authorized by the department forwarding of the claim by the authorized 
officer to the member secretary of the committee for being presented before the 
committee. 

Submission of the application by the Member:Secretary before the Committee for 
consideration/decision, 

Dispatch of information of acceptance/tejection of claim to the applicant after the 
decision of the committee. 

The disbursement of the sanctioned grant amount shall be done ofthe basis of 
budget availability, 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्बत) <_|साग 1 


ए10९७8 of acceptance/disbursement of financial incentive claims and required 
records/certificates: 


Sno Phase of Stages Checklist Modality(Submission by 
Incentive Investor) 
Release 


i, instalment: ‘The 1" instalment of 1, Company Incorporation Certificate 
10% at the time of Land 2, Land Sale Deed Lease Deed 
Purchase 3, Approved DPR from Chartered 
Accountant: 
4, Means of Finance. 


il, 2" instalment: The 2 instalment of 1. Bill Vouchers, Proof of Paymentsand 
35% ता the total” ‘Bank Statement:Expenditure incurred on 
Incentive under the the 
Logistic Policy shall be 2. GST challan paid for project 
relessed afler ensuring 3. Photo/Video evidence of Project site 
that 90% of the project 4, Completion Certificate by duly signed by 
cost has been utilized on Architect (registered with Council. of 
the project, Architecture having ॥ valid registn 

certificate) 


iii, 3 instalment: The 3" instaltnent of 1, Chartered Accountant Certificate 
35% of the total_—_Actual expenditure incurred on the project 
Incentive under the showing the means of finances and 100% 
Logistic Policy shall be utilization of Project Cost 
released only after 2, Copy of the first Invoice issued by the 


confirming, the ‘entity from its GSTIN number for the 
commencement of services provided/commencemont of 
commercfal production business activity. 

through physical 3. Commercial “Operation Certificate 
verification by the issued by DIC. 

District Industries 


Centre / Directorate of 
Industries and issue of 
Consolidated consent & 
authotization — (CCA) 
from the — Pollution 
Control Board 

iv, 4 instalment: ‘The 4" instalment of 1, Audit book/ Annual Financial Repons 
20% of the “total (after 2years of Commercial Operation) 
Incentive under the 2. Before releasing of 4" & final instalment 
Logistic Policy shall be of ‘Incentive a project cost shall be 10० 
released! only after 2  caleulated based on the proposed/ 
years of commercial appraised / actual cost, whichever is less, 
‘operation for the alteady approved items and 

released accordingly 


Decision on the cligibitity of the applicant and the process of approval of the financial 

incentives provided in the policy: 

i. The following committee shall be authorized to approve the financial incentive 
claims: 


4, Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ - Chairperson 
Secretary, MSME/ Industrial Development, Govt. Of 
Uttarakhand 


2, Principal Secretary/ Secretary, Finance or thelr nominated - © Member 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Yo (श्रावण 21, 1945 शक WRT) 649 


representative 
3... Representative of State Level Bankers Commitioe - Member 
4, Director General/Conimigsoner, Industries, ultarakhand = Member 
Seerctary 
ii, With the permission of the Chairman, other members can be invited as per the 
requirement, 


10, Recovery of incentive/subsidy disbursed: 


i, Incase of any irregularity or suppression of facts by the beneficiary unit in its 
application form, Directorate of Industries may issue a show ०8५३९ notice to the unit 
and allow it to submit its representation/reply within 15 days. The decision of the 
committee constituted for approval of financial incentives on the representation 
received shall be final and binding. 

ji, Fany unit obtains benefits on the basis of false evidence/records, then the amount of 
incentive given from it can be recovered as per the revenue along with 18 percent 
interesvpenal interest. 


11, The Director General/Commissioner industries is authorized to develop online portal and 
formats of applications related to the implementation of the policy. 


By Order, 


VINAY SHANKAR PANDEY, 
Secretary. 


'पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट,/318-माग 1-2023 (कम्प्यूटर,/रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


पंजीकरण संख्या-0॥/00100॥॥/30/2021-2023 


सरकारी TAC, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


wae), शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) 


भाग 1-क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT _NAINITAL 
NOTIFICATION 
May 25, 2023 


No. 238/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No, 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Shri Anoop Singh Bhakuni is posted as 4” Additional Civil 
Judge (Jr. Div.), Haridwar in the vacant Court, 

NOTIFICATION 
May 25, 2023 

No, 236/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No, 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Ms, Hina Kousar is posted as 4" Additional Civil Judge 
(Jr, Div.), Dehradun in the vacant Court. 

NOTIFICATION 
May 26, 2023 

No, 237/UHG/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25% May, 2023; Ms, Shristi Shukla is posted as Judicial Magistrate-II, 
Dehradun in the vacant Court 


299-ख 


300 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्वत्त) [art 1-क 


NOTIFICATION 
May 25, 2023 
No, 238/UHG/Admin,A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No, 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Ms. Radha Kulshreshtha is posted as Judicial Magistrate, 
‘Tanakpur, District Champawat in the vacant Court, 
NOTIFICATION 
May 25, 2023 
No.-239/UHG/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Ms, Nancy Chhabra is posted as 5" Additional Civil 
Judge (Jr. Div.), Dehradun in the vacant Court, 
NOTIFICATION 
May 25, 2023 
No. 240/UHC/Admin.A-2/2023~Pursuant to the Government Notification/Appointment No, 320/XXX(4)/ 
2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Ms, Shaifali Chandravanshi's posted as Judicial Magistrate-IIl, Dehradun 
in the vacant Court. 
NOTIFICATION 
May 25, 2023 
No. 241/UHG/Admin,A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No, 320) 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Ms, Sonam Rawat is posted as Judicial Magistrate-IV, 
Dehradun in the vacant Court, 
NOTIFICATION 
May 25, 2023 


10) 


No. 242/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Shri Abhishek Kumar Mishra is posted as Additional Civil 
Judge (Jr, Div.), Rishikesh, District Dehradun in the vacant Court. 


NOTIFICATION 
May 26, 2023 
No. 243/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Shri Jatin Mittal is posted as Civil Judge (Jr. 0७), 


Rudraprayag in the vacant Court 


भाग 1-को उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Yo (श्रावण 21; 1945 शक TET) 301 


NOTIFICATION 
May 28, 2023 


No, 244/UHC/Admin.A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No. 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Shri Naveen Rana is posted as Civil Judge (Jr. Div.), 
Gangolihat, District Pithoragarh in the vacant Court. 


Note: Ms. Avantika Singh Chaudhary, Civil Judge (Jr. Div.), Didihat, District Pithoragarh 
shall continue hold Gamp Court at Gangolihat, District Pithoragarh as per provisions of 
Notification No.208/UHG/Admin.A-2/2023 dated 25.04.2023 of the Court, until Shri Naveen Rana 


completes his Foundation Training. 
NOTIFICATION 
May 25, 2023 
No. 245/UHC/Admin,A-2/2023--Pursuant to the Government Notification/Appointment No, 320/ 
XXX(4)/2023-04(2)/2018 dated 25" May, 2023; Ms. Tanya Middha is posted as Judicial Magistrate, 
Pithoragarh in the vacant Court, 


All above orders shall come into force with immediate effect. 


By Order of the Court, 
Sd/- 


ANUJ KUMAR SANGAL, 
Registrar General 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 


NOTIFICATION 
June 07, 2023 


No, 256/XIV-a-39/Admin.A/2016--Ms, Kalpana, 1" Additional Civil Judge (Jr. Div), Dehradun is 
hereby sanctioned child care leave for 15 days w.e.f. 26,04,2023 to 10.05.2023. 
NOTIFICATION 
June 07, 2023 
No, 27/XIV/a-19/Admin.A/2009--Ms. Jyoti Bala, Civil Judge (Sr. Div.), Haldwani, District Nainital 


is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 15.05.2023 to 24.05.2023 with permission to prefix 


13,05,2023 & 14.05.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively, 


NOTIFICATION 
June 07, 2023 


No, 268/XIV/a-33/Admin.A/2021--Ms. Priyanshi Nagarkoti, 20 Additional Civil Judge (Jr. Div.), 
Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 01,05.2023 
to 14.05.2023. 


202 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक WAT) [arr 1-क 


NOTIFICATION 
June 07, 2023 


No, 269/XIV-a-38/Admin.A/2020--Ms, Shubhangi Gupta, Civil Judge (Jr. 010), Almora is hereby 
sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 20.02.2023 to 05.03.2023, 


NOTIFICATION 
June 08, 2023 
No, 260/XIV-28/Admin.A/2008--Shri Sudhir Tomar; Judge, Family Court-II, Rudrapur, District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f, 08.05.2023 to 20.05.2023 
with permission to prefix 07.05.2023 and suffix 21,05.2023 as Sunday holidays, 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
89- 
Registrar General, 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL 


NOTIFICATION 
June 13, 2023 
No. 264/UHC/Admin.A-2/2023--In supersession of earlier Notification No, 208/UHC/Admin.A~ 
2/2023 dated 25,04,2023, Civil Judge (Jr. Div.), Pithoragarh is directed to hold Camp Court at Gangolihat, 
District Pithoragarh for a week in every month until Shri Naveen Rana Civil Judge (Jr. Div.), Gangolihat, 
District Pithoragarh resumes his duties after completion of foundation training or till further orders 
whichever is earlier, 


By Order of the Court, 
Sd/- 


ANUJ KUMAR SANGAL, 
Registrar General, 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL 
NOTIFICATION 
June 14, 2023 


No. 265/UHG/Admin.A/2023-- 


“Standard Operating Procedure for the Investigation Section of the 
Vigilance Cell, High Court of Uttarakhand” 


‘The High Court of Uttarakhand Vigilance Rules, 2019, as amended vide Notification No. ! 
250/UHC/Admin.A/2023 Dated 06 June, 2023 (As approved by the Government of Uttarakhand 
vide letter no. 173/KXXVE-A-1/2023-345/2019 Nyay Anubhag-1 Debradun: Dated 24.05.2023), 
provides for the establishment of an Investigation Section in the Vigilance Cell. 
Composition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, as provided in Rule 6 is as 
under: हु 
1, One Vigilance Offcer (of SSP/SP level, on deputation from police department, 
having minimum 8 years of service, preferably with experience in Vigilance/anti- 
corruption swork/ CID. 


भाग 1-9] * 


उत्तराखण्ड गजठ, 12 अगस्त, 2023 ई0 (आवण 21, 1045 शक Tea) 303 


2. Two Inspectors of Police having minimum 15 years of service, preferably with 
experience in Vigilance/ anti-corruption work/CID. One may have considerable 
service in Garhowal Region and another in Kumaon Region, 

3. | - One.Head Constable having minimum 10 years of service, 

Three Constables with minimum 5 years of service. 


‘With regard to the working of Investigation Section of the Vigilance Cell, following 


Standard Operating Procedure is being laid down. The Police Personnel working in the 


Investigation Section, shall scrupulously follow the Standard Operating Procedure, 
(A) — Subject to written orders issued by Hon'ble the Chief Justice generally or in a specific 


®) 


© 


(0) 


©) 


® 


(७) 


(छ) 


case, the Police Personnel deputed in the Investigation Section shall work within the 
scope as provided under this SOP. 

Subject to general supervision of Hon'ble the Chief Justice, the Investigation Section 
shall work under the direct control of Registrar Vigilance, High Court of Uttarakhand. 
Investigation Section shall carry-out its activities only on the directions issued by the 
Registrar Vigilance, which shall be issued in writing, 

If in any specific case, it would not be feasible to issue written directions forthwith, 
directions issued shall be reduced into writing at the earliest and shall be brought to the 
notice of Hon'ble the Chief Justice. 

On the requisition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, all 
communication/correspondence with any Judicial Officer of the State Judiciary in 
relation with any matter with the Vigilance Cell, shall be made by the Registrar 
Vigilance. 

Police Personnel deputed in the Investigation Section shall not make any direct 
communication/correspondence to any Judicial Officer. 

On the requisition of the Investigation Section of the Vigilance Cell, all 
communication/correspondence with the District Judges in relation to any matter with 
the Vigilance Cell, to seek any information/document relating to an offices, shall be 
made by the Registrar Vigilance. 

Police Personnel deputed in the Investigation Section can make direct 
communication/correspondence witli regard to any matter pending with the Vigilance 
Cell with other departments/offices, after bringing it to the notice of the Registrar 
Vigilance. 

In course of any Vigilance matter, statement of any Judicial Officer, if required, shall be 


recorded in presence of the Registrar Vigilance. 


By Orders of Hon'ble Court, 
Sd/- 
ANUJ KUMAR SANGAL, 
Registrar General 


304 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्वत्‌) [arr +न्‍क 


कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून 
आदेश 
28 जून, 2023 ई0 


संख्या-एसपीटी-आर-(गति सीमा) / 2023-केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 
की उपधारा-(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का था ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त 
राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से यां 
किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिंसीमित की जाए, 
तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित्त यातायात चिन्ह 
'रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे 
मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट 
सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमांए नियत कर सकेगी जो 
ठीक समझे। 


उत्तराखण्ड भोटरयान नियमावली, 2011(यथा संशोधित) के नियम-180 में वर्णित, 
ees निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य an 
* कर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर 
an y पर हर या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के 
ee TR निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश 
ay Gt सरकारी गजट में और ऐसे रथान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां वे लागू 
ae sy ical रिया से bal किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में पुलिस, परिवहन एवं 
(24215 की समिति द्वारा जनपद के विभिन्‍न भागों पर गति सीमा हेतु 

अतः समिति द्वारा दिये गये प्रस्ताव के क्रंम भें मोटरयान अधिनियम, 1988 I~ 
की उपधारा/) के साथ vise उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011(यथा pea 
नियम-180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देहरादून ज़नपद होकर निकलने,/चलने वाले 
नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र/क्षेत्रों के मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार 
वाहनों की गति सीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है 


0 मार्ग का नाम बाहने का प्रकार 
सं तिपहिया | दुपहिया | हल्का चार | maaan 
वाहन की | वाहन की | पहिया वाहन | वाहन की 
अधिकतम | अधिकतम | की अधिकतम | . अधिकतम 
गति सीमा | गति सीमा | गति सीमा | गति सीमा 
Lf | @) ७ 1 ७ == 
1, | घण्टाघर से आरटीओ-छाय a  $0 a | 2०07] 
| डायवर्जन से मालसी-' ~ all 30 | | @ | 
शहंशाही- राजपु 
[3 डियबर्जसेराणपुर S| Sw] dC 
ey सहस्धारा क्रॉसिंग से राजपुर रोड़ | | [me | aw mz 
TAR बाईपास 
5. [wa चौक से रायपु 7 [3 | ee 
a बनी बाजार, owio] 30 ॥ 4 m0 
रौड़--आराधर-धर्मपुर-रिस्पना- 
ज़ोगीवाला 


जात 3ल्‍्को उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक WA) 308: 
it 
@) श्र e) @) @) © ७) 
पा कक 
थ = बाईपास-आईएसबीटी किक 1 ॥| 30 | के | 
1. आई एसएबी0ट0 से द्रॉसपोर्टे नगर | 8 | (ae Seat fame” 
ey आई0एस0बी0टी0. से. शिमल (Eel a | ७ | ies 
ago चौक 
(6. आराषर से fa vies | ao [| 30 | [| [ #ऋ | 
| fa चौक से. सहाएपुर Ce a | e| a 
चौक-पटेलनगर-शिमला बाईपास 
(2, शिमलाबाईपास चौक से डाटकाली | a | % | a | [| 
ai घंटाघर से चकराता | | ex ) 20 
'रोड़-बिन्दाल-7 (- प्रेमनगर' 
14. | प्रेमनगर से सुद्धो r= Ta | a ic ao 
| ९. से मातामंदिर बाईपास[ 90 | | कि yo 
co 
[| we कैम्प से बन्‍नू स्कूल से ea el 
अग्रवाल बैकरी 
7 fhe ey चौंक से Rr रोड़ Ea aa Ea _ 
लाडपु r= | 
"| ae चौक से जी0एमएएस० 1 | | 30 20 
रोड़-कमला पैलेस-सेंट 
ज्यूड-द्रांसपोर्ट नगर 
[=| आई०एसण्बीएटी0. से शिम HS] pe cr 
बाईपास- धर्मावाला-पौंठा मार्ग 
| ग्रेट वैल्यू से कैनाल रोड़ सहरं्ंधारा।.. 30 (a) a ~» | 
बाईपास 
[* | aca Ell कॉलोनी से 06 नंबर पुलिय ca a fa 20 
Suk: 
eal eee चेक ने ae जा | पे पुलिस लाई al | ॥ | 20 
[23._| बता Rene विहार--छीमाद्व Co | के | के | 2 
[24._| गीहकमपुर से लाल तप्पड़ | [so | oo | eo | 0, 
faa ज्ञाल तप्पड़ फनवैली से पुलिस ea [| a ॥ ० ॥ 
चौकी तक 
| aie तप्पड़ से आगे छिद्दरवाल (न किक 2 | 
तक 
27. किद्दरवाला बाजाए  _ | बाजार | [40 | 1 & _ 1 & 
eB छिंद्दरवाला ते it | a | | 60 
नेपालीफार्म-रायबाला 
(20. pean बाजार | कओ# | (जा छा 
kel आनियावाला oar, | * | [= | कि “Tl (Real 
रानीपोखरी-डांडी तक 
31. शियपुर से मालदेवता _ a 7 [wo [| o | 2 4 [a | 
al = alae ee से इन्द्रेश हॉस्पिटल ioe me | = | , 
ES 
33. श्यामपुर से कोयलघादी तिराहा | aaa | =| | छ | aca 


306 


उत्तराखण्ड गजद, 12 अगरत, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्बत्त) 


[भाग 1-क 
0) ® @) ® | ® छ 
Se से ज््यामफुर eet eae oe 
| ater आइडपाएस फ् Ba [* | a का 
eat 
[s6._[wtameret से मनी की रेती | as a a 
7, | नटराज से खाद प्र ve | ( 2 30 
id RTT तिराहा hl dl = all 
हाथीबड़कला-अनारवाला-नगुच्छूपा 
'नी-जोहड़ी- 1-मालसी r= 
(aaa oa Saal कण 
कक: सा [2 | 
per ea ae A aiid 
| = 
विश्वविद्यालय-मोथरोवाला Les करा = = | 
eee [ [० 
al सहारनपुर ड़ 
a से (as, eae ae aaa 
faa == 
लरघाटी = ts = 
He-| [een सजा किक जा | = aa =| 
He (=| 
47. [eee | नटराज चौंक a al jee pei 
त्रिवेणीघाट चौराहा a4 = 
कि [ween से प्रिंस चौक _ | a शक — |; =| 
He] ee धान | wire थाना a4 <a a आल 
Ee आमवाला न [2 | [| Lo | =a 
| a i Gal 30 et J 
न्‌रखेड़ा-आमवाला रायपुर रोड़ = 
(5. कुगलगेट से मसूर va | % | “हा (और औ-] 
(54. | सुद्धौवाला से विकासनंगर_ || प॑ विकास किक दशक ही == 
(55. _| विकासनगर से कालसी “क्री आए — 3 
(56. | ime से got __ | इठारना 2 234 = 
&7. रानीपोखरी से भोगपु गुर _ | +3 SS — 
eH sag ees SS 1 क्षेत्र ० {| | के। a r= 
ial dar की चौकी सी पैट्रोलियम Gal | © 
fo» | 2» | ame ee | 
[at | Heat कविता दर बाईपास से सेलाकु ee —_ 
le] ell ‘taal _ ॥ id 
Po से कुल्हाल वाया 
wart 


भाग 1-क] 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 


2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्बत्त) 
| 0) ® ol छा of [| 
आए 
Rast तिराहा भानियाव [=| [= | ps2 | ee! \ 
a ee -। a नेपालीफार्म ae ame आल ae ae का. अऋटण । 
० 'शयवाला 
(कं, रायपुर से ari =o {= 3 — eo 1 
(68. | -डाकपत्थर-बाड़चाल a a  »%& | — | oe EJ 
(69. | a 7-7 2s | 0 | 48 (sated 
170. बरोटीवाला-अम्याड़ी SCT Cs | ४७ रऋञ ar es जल oe 
ian -मोथरोवाला- ee ( * | ee eal 
-डोईवाला 
. ९: |सिलाकई-भाउवाला Ls | «4 | z= — | 
73. | सुद्धावाला-भाउवाला a a | 4 
7a, लमिनियावाला से डोईवाला 28 हा हा का a 


safer सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अंधीन प्रभावी होगा; 
® मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साईन बोर्ड wah स्थान 


दोनों छोर-प्रारम्भिक एवं अंतिम बिन्दु पर तथा मध्य 
आई0आर०सी0 कोड के मानक के अनुसार 


संबंधित सड़क 


ey में भी जगह-जगह पर 
के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा 


इस प्रकार लगाया जायेगा कि बाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे 


रात्रि में भी चमके इसके 


पर लागू नहीं होगा - 


(अ) अग्निशमन वाहन। 


एम्बुलेंस | 


@ 

(स) पुलिस वाहन। 

(व) कानून एवं व्यवस्था बनाये wert में लगे 
en क्त होने वाले व्राहन। 
(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन। 


(8) उपरोक्त तालिका के क्रमांक 
अन्य नगरीय क्षेत्रों के मार्गों 
उपधारा-(1) के अन्तर्गत भारत 
06-04-:2018, समय-समय पर 
यथावत लागू रहेगी। 


लिए रिद्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा। 


(2) उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों 


सैन्य बल तथा अर्घ सैन्य बल के लिए 


ह0 (अस्पष्ट) 


पुलिस उप महानिरीक्षक/ 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, 
देहरादून। 


क-2 में उल्लिखित मार्गों//स्थानों को छोड़कर जनपद के 
में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की 

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-1आ7 दिनांक 
यथा संशौधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा 


307 


308 उत्तराखण्ड WHE, 12 अगस्त, 2023 ई0 (आवण 21, 1945 शक WA) [भाग iw 


कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद देहरादून 
आदेश 
25 जुलाई, 2023 ई0 


संख्या-एसपीटी-आर--06(ई-र्क्शा) / 2023-एतद्द्वारा सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि जनपद देहरादून 
karts विकासनगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, दुर्घटना नियन्त्रण एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विकासनगर क्षेत्र के विभिन्‍न मार्गों पर 
अनियमित एवं अनियन्त्रित रूप से संचालित ई-रिक्शा वाहनों का संचालन सीमित किये जाने के सम्बन्ध में तकनीकी एवं वैज्ञानिक अध्ययन 
हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात, क्षेत्राधिकारी यातायात एवं क्षेत्राधिकारे विकासनगर जनपद देहरादून की एक समिति गठित की गयी थी। 
समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत संचालित ई-रिवशा वाहनों का संचालन निम्न मार्गों पर 
प्रतिबन्धित किये जाने की संस्तुति की गयी है- 


1. हर्बरटपुर चौक से चौकी बाजार -अम्बाडी पंचार मार्केट - कालसी बाजार तक। 

2. डाकपत्थर तिराहा - डाकपत्थर बैराज तक | 

उक्त के अतिरिक्त निम्न मार्गों पर ई-रिक्शा वाहनों का संचालन किया जा सकता है - 

1. बरोटीवाला / अम्बाडी मोटर सार्ग । 

2. कैनाल रोड। 

3. हरिपुर तिराहा हरबर्टपुर से ढकरानी । ‘ 
4, बेदांश स्वीट शॉप बाबूगढ से बरोटीवाला तक | 


गठित समिति द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या के आलोक में जनपद देहरादून अन्तर्गत विकासनगर के अति-व्यस्ततम स्थान wie 
चौक से चौकी बाजाए - आजाड़ी पंवार मार्केट - कालसी बाजार तक तथा डाकपत्थए तिराहा - डाकपत्थर बैराज तक वी यातायात व्यवस्था के 
कुशल संचालन के दृष्टिगत उक्त मार्गों पर संचालित ई-रिक्शा बाहों को प्रायौगिक तौर पर्‌प्रतिबन्धित किये जाने से उक्त मार्गों में यातायात का दबाव 
कम हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त मार्गों पर पूर्व से संचालित विक्रम बाहनों के साध - साथ ई-रिवशा वाहनों का संचालन होने से विकासनगर क्षेत्र में 
उत्पन यातायात अव्यवस्था को व्यवस्थित किये जाने तथा ई-रिक्शा बाहनों के संचालन को उक्त मार्गों पर प्रतिबन्धित किये जाने के उदेश्य से 
परीक्षणोपान्त एवं सम्यक Reiter oi प्रतिबंधित किया जाना सार्वजनिक परिवहन सुविधा के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थितियों में उक्त निर्णय 
लिया जाना जनहित में आवश्यक हो गया है। 


अतः मैं दलीप सिंह epee, पुलिस उपमहानिरीक्षक / बरिप् पुलिस अधीक्षक, देहरादून उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के 
नियम -180 के उपनियम-1 में प्रदत्त अधिकारों के तहत प्रश्नगत् मार्गों बथा हर्बस्टपुर चौक से चौकी बाजार - अम्बाडी पंवार मार्केट - 
'कालसी बाजार तथा डाकपत्थर तिराहा - डाकपत्थर बैराज पर संचालित ई-रिवशा वाहनों का संचालन समय प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 
बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश निर्गत करता हूँ। 

उपरोक्त प्रतिबंधित आदेश का विधिवत अधिसूचना / गजट नोटिफिकेशन होने एवं सम्बन्धित स्थान / मार्गों पर तदनुसार सूचना पड्ट पर 
प्रदर्शित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा। 


दलीप सिंह कुँवर, 


पुलिस उपमहानिरीक्षक / 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, 
देहरादून। 


भाग 1-3] उत्तराखण्ड गजठ, 12 अगस्त, 2023 fo (आरवण 21, 1945 शक We) 309 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, 
weg नगर 
अधिसूचना 

18 जुलाई, 2023 Yo 
पत्रांक-9247,// गति सीमा निर्धारण /2023-केन्‍्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 
की उपधारा-(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस 
निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की 
दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि भोटरयानों की गति 
परिसीमित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-116 के अधीन उचित स्थानों 
पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग का 
वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया 
या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या 

न्यूनतम गति सीमांए नियत कर सकेगी जो ठीक समझे। 


उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में वर्णित है कि 
किसी मगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अब्य क्षेत्रों में 
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर 
गति पर निवन्धन या सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग 
पर निवन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना 
द्वारा सरकारी wae में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ वे लागू होते हैं, सूचना 
पढूटों के माध्यम से प्रकाशित किये जायेंगे। 


अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपघारा-(2) के साथ पठित उत्तराखण्ड 
stewart नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उधमसिंह नगर जनपद से होकर निकलने,“चलने वाले वाले ऐसे मार्गों या मार्गों के अंश पर, जो 
नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार 
वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की जाती है:- 


310 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Yo (AM 21, 1945 शक WTA) [भाग 1-क 


Details of motor road in the dist, Udham Singh Nagar undey CD, PWD, Khatima of 
Snotor road tn the dist. Udham Singh Nagar under CD, PWD, Khatima 


Muaiuiet छाजजत्क Tea ate ape To) 
& | Poss Texte TOA i 
on | ake :[ लक कक AVY | छत | TWO Tie 
Road texavit | aunisnierioNa® | 00005 | Goons, | winken | WHERLE 
orme |“ pivision | vemene | venus | ee m 
20001 2100 | /॥५ा, 
के. #406॥86 | PASSANG 
7 rt 
wane | vec 
regu 
८006: 
1055036 
me 
vente 
[Ro] हठ 1 
शक तह मकर: Da बा 7 ee a | 
| CDP RTT | Ratinate | 13200 | ial Po क्र i wo 
Mbatima wnafola 
mb | 
Dighvey 
State Highways (SH) 
ae SS Te) NE a Pl 
| amnagar x 5.600 7 i 70 i wo 
hatin वीक 
Holdvant 
Kathgodam 
Chorealya 
Sirgen) 
Bia site 
igh 
J CH] SEITE] Katina [10.600 | ढक | 10.600 "| "| "| | | 
किक Meloghot 
Banmosliya 
‘late 
highway 
TTT] aaa ga | अत | HOH | जक “ | || | 
satin vp bien 
Wprabooh 
eikpat , 
falapor 
pasha 
nde 
sth 
anager sate 
hi 
‘naka ia 
stvesput 
bichiva 
biprbieh 
caput 
Anko toad 


भाग 1-को 


| 
तन 


उत्तराखण्ड Tae, 12 अगस्त, 2023 fo (आवण 21, 1945 शक IA) 


att 


ae 


फफ़कण 
mally 
state highiny 


Tae Te 


Ti 


क्र 


क्र 


a 


Major Distt Rond (MDR) 


7 


a का. 1 


7 


T_T 


Tt 


Sahai 
sacha 
aa nor sod 


al Toe 


रे 


|] 


rel 


a 


फकाइज्ाशा 
1250 

nats 

toda say 
ashi 
{apo bazar 
nanan 
vie anal 
cor rend 


a To 


Ts 


| 


हर 


है 


i 
hati 


ey 


Bir mado 
‘Hokie 


= 
jumps! 
intel 


| कक | 


al ony 


| | 


=] 
hatin 


| 


Foro of 
आफ] market. 
oF PK road 
lia 
«hit 
ana tior 
rotor toad 


T5950) 000 


हर 


| 


Other Distt Road (ODR) 


= aay 


7] 


[ie] 


Opie 


“Tedaghal 
chandeti 


| | 


7 


i 


i 


| 


हक 
atime 


cy 


hempur 
smatecha to 
bit road 


it 000 


el 


cm 


re 


co 
hatin 


ODR 


hatin 
inkl bit 
Shankat road 


7a50 | 0.000 


az 


"| 


ea 


— 


| 


a) 
Katia 


त्फ़ 


Paheniya 
shripur 
bichuwa ond 


eal 0.000 


Pll 


| * | 


ill 


w 


Pe 
hata 


a 


Bamanporl 
shift 
ppodageon 
danibanogar 
motor road 


‘0000 


a 


| | 


[| 


70 


| | 


"| 


i 


| te | 
hatin 


od 


Raina 
smelnghat road 


0500 (hal 


| 


12 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 
उत्तराखण्ड 5, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) [भाग +-क 


Details of motor rond In the dist Udhom singh Nogar under PD, PWD, Rudronue 
‘alls of motor road In the dist. Udham Singh Nagar under PD, PWO, Rudrapue 


— [ee eT) 
El [Sear ; zanaat | TT aoa [गाज — TH 
N OAD ROAD (UNDER VEHICLE? Gos WHEELER 
° uixo | sualsbrerion | lave | vise 
tor | orpivisiony | rassanane | पा 
"He 10. | eassanorn 
woAD sweouuntgogos |" हाफ 
N 01800 
xM MIPASSANGER. 
पं 
सत्य] 9 
Fl a red a al ee re 4 ‘cl C= | al 
State Highways (SH) 
es OE (ALT हे a a (Rn GS De EL ! आह 
=) | | . a r 
4 
aos 
fskivans 
toot 
i FWD | | Faker TH a || *- @ a rl 
किक कक 
turiya 
4408 
taneabhees 
‘oat 
i जा | | P= Ws कक || क्व | | है | 
Rodrapor hich 
jf ert (al faa 
Major Distt Road (MDR) 
ro lad 5 SS iu i 
| a 
| & 71०५८ हि sis |] छठ धर क्र 
हि TRB | क्यू पक "| Ta Ey wr El 
कमा कण कक 
ae lial cr) 


भाग 1-3] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगरत, 2023 Fo (aT 21, 1945 शक सम्बत्‌) 33 
Other Distt Rond (QDR) 
EE: OO खाकर cae (छोड! कल se नम जल: Sa a Ta LT 
PHIWD - | | T0050 a a | | | 0 
-Rudrspur 
PD. FWD | ठछ | —Radeapar | 700] रूछ ॥ | | | | का 
-Rudeopur bypass road 
7D, PWS | | Talramnagar || ‘00 Ll = "| "| Ww 
-Redeapur Wiokrond 
PDFS | | Tea nar | ॥ || || | । डे "| 5) 
जमा sera rors 
Jalpurroad 
PD.PWD | ODR | | ‘6190077000 |. | क || w 
-Rudeapur ‘ 
ढ़ | PD, FWD _ छह Shale pine | As | हक | aT a D क्र 
-Rusrapur tury oad 
हक 
—s oo 5 
TH 
Raiden 
| हे a 6 
का कफ mea 
हम snilak Knot 
wat 
ul | 
का कफ a इछछ | हक | #छछ | रू om 
-Butrapur baleamnagar : 
‘aidan | 
roa | 
i W wr 
"| BD. BW | GBR] Naaianar | ढक | एक | 10.700" | ao oe 
+Rudapor baloer 
soldaigan) 
snfssing fink 
road 
z क़ रच | | ऋ 
| PD.PWD | OR | Form pinta | हक़त | 14.650 
नण्क्याण ‘vod fo 
anager 
doen eat 
tigen 
basen ron 
TOTAL | हक़ RAST 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 fo (आवण 21, 1945 शक सम्बत्‌) fart 1-क 


34 
ANPR LOCATION 
fiat oe ot a ee ee a | 
[| 110 आ8 1 बह plans | | i कक | | | | | | 
‘NH 37 | bridge to UP wee | आजा 
DIVISION ‘order (ANPR) 
HALDWAN! negated Cp 
satya 
[| al WET | Fron rarapar | झक | झकछ | कख्छ re | "| "| 
नम to athgodam 
(ANPR 
Aotegaed CP 
drape 


© राष्ट्रीय मार्ग खण्डलोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत्त कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 के किएमी0 28930 ञे 
राज्य मार्ग संख्या-37 के कि0मी0 57.50 तक पुलभद्टा से उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक 4 लेन का कार्य गतिमाग है। उक्त के 
दृष्टिगत वाहन हल्का,/भारी ay सीमा नहीं दर्शायी जा सकती अन्यथा दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। उक्त कार्य की 
समाप्ति की सम्मावित FAT 30 अक्टूबर 2023 अवगत करायी गई है, अतः उक्त के पश्चात ही गति सीमा का निर्धारण किया 


जाना उचित होगा। हु 


» उपरोक्त तालिका के कॉलम- 


गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगाः- 


* भोटरयान अधिनियम, 1900 की धारा-116 में धिनिर्शिष्ट साइग बोर्ड प्रतितश्धित रथान के 
दोनों छोर-प्रारम्भिक एंव अंतिम बिन्दु पर तथा गध्य में भी जगह-जगह पर आई0आर/्सी0 
कौड के मानक के आनुसार erat सडक के श्यामित्य वाले विभाग द्वारा इश प्रकार 
लगाया जायेगा कि AMET चालकों को इसकी जामकारी व ज्ञान हो सके। रात्रि में Se 
साइन बोर्ड प्रदर्शित हो इसके लिए रिट्रो-र्पिलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा। 

ERT ue केन्द्रीय मौटरयान नियगावली,1909 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर 
लागू नहीं होगा। 

@) अग्निशमन वाहन। 

@ एस्बुलेंस। 

(a) प्रुलिस वाहन। 

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य वल तथा अर्ध सैन्य चल के लिए 
प्रयुक्त होने वाले वाहन। 

प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त चाहन। 


'स्थानों एवं जनपद के समस्त नगरीय 
क्षेत्र के मार्गों के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की re 
की उपधारा-(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना Bs ae i 
6.042018 समय-समय पर यथा संशोधित,द्वारा निर्धारित अधिकतम गतिसीमा 
रहेगी। 
: पूजा नयाल, 

सहायक साम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

प्रशासन, उधमसिंह नगर। 


1-4 पर उल्लिखित मार्गों / स्थान 


भाग 1-का उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक Aad) 


315 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रूडकी 
जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड 
अधिसूचना 
22 जुलाई, 2023 Yo 

पत्रांक-421 / गति सीमा निर्धारण,/2023-केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 
की उपधारा-(2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे प्राधिकारी का जो इस 
निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हों जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा 
की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की 
गति परिसीमित की जाए, ct वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा-116 के अधीन उचित 
स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग 
का वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया 
या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या 
न्यूनतम गति सीमांए नियत कर सकेगी जो ठीक समझे। 


उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में वर्णित 
है| कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और 
अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में 
या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतः मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्म था 
वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह एचित 
समझे दे सकता है। ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे wrt या 
मार्ग पर या उसके निकट, जहाँ वे लागू होते हैं, सूचना veel के माध्यम से प्रकाशित 
किये जायेगें। 


अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा-(2) के साथ पठित 
उत्तराखण्ड भोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए रड़की क्षेत्रान्तर्गत से होकर निकलने,/चलने वाले ऐसे मार्गों 
या मार्गों के अंश पर, जो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत की अधिकारिता से 
बाहर हो, संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गतिसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार 
निर्धारित की जाती है। 


316 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Yo (आवण 21, 1945 शक WER) Farr 1-क 


art का नाम Sl | मध्यम/भारी | हत्क चार पहिया [Renee वाहन. [gue वाहन | 
वाहन हेतु वाहन हैतु हेतु अधिकतम. | हेतु अधिकतम 
अधिकतम गति | अधिकतम गति | गति सीमा गति सीमा 
सीमा (कि0मी0// घण्टा) | (Rofo / घण्टा) 


सीमा 
(कि0मी0 // घण्टा) 0मी0 // घण्टा) 


WH 334 (ANPR Location’ | o7 
Joint Checkpost Narsan से | किसी 


500 मी0 आगे एवं 500 2 a | =| | | 
भी0 पीछे 

गत 344 (ANPR Locattor? | 04 

Mandawar रो 500 “fo | किमी 60 80 | = | |» | 


आगे एवं 500 tho पीछे) 


गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगाः- 


० मोटरयान अधिनियम, 1888 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट यातायात चिन्ह /साईन 
बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान से 500 मीटर पहले व बाद में जगह-जगह पर 
आई0आर0०सी० कोड के मानकानुसार सम्बन्धित सडत्रक के स्वामित्व वाले 
विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों के इसकी जानकारी 
व ज्ञान भलि-भौंति हो सकें। 

» war uta केन्द्रिय मोटरयान नियमावली, 1989 के विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार 
के वाहनों पर लागू नहीं होगा। 

(अ) अग्निशमन वाहन। 

(आ) एम्बुलेंस। 

(ह).. पुलिस वाहन। 

(ई) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा ef सैन्य बल 
के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन। 

(उ) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन। 


एल्विन रॉक्सी, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
(प्रशासन), wear) 


पी0एसणयू७ (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट/315-भाग 1-क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।1 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, सड़की। 


पंजीकरण संख्या-0/४00100॥130/2021-2023 


सरकारी TAC, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


wsdl, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक Wad) 


भाग 7 
इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001 
आदेश 
27 जुलाई, 2023 fo 
सं.76/उत्तराखण्ड-वि.स. / 37 / 2022 / सी.ई.एम.एस.--1॥-यतः उत्तराखण्ड शज्य की ३-पौड़ी (अ0जा0) 
विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना A. 484 //उत्तरा0-वि0स0 // 2022 दिनांक 21,01.2022 के जरिए 
की गई थी। 
यतलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुक्षार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी की, 
तिवाधित अभ्यर्थी के निर्वांचल की तारीख से 30 दितों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करंनी होती है; और 
अतः 37- पौडी (आऑ0जा0) विधान सभा निर्वाचत क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निवचिन का परिणाम्‌ 
10 wpe, 2022को घोषित किया star था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिस तारीख़ 09 
अप्रैल, 2022 थी; और 
अतः, fear निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराख़ण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन 
अधिकारी: उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/2022 के जरिए afta दिनांक 22/04/2022 st रिपोर्ट के 
अतुसार श्री eft कुमार, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचत क्षेत्र 37- पौडी « 
(अ0जो0) से लड़ने वालें अश्यर्थी हैं, विधि द्वारा ग्रथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचित व्यय का कोई भी ज्षेख्वा दाखिल 
करने में विफल रहें हैं; और, 


अतः, जिंला निर्वाचन अधिकारी, vet गढवाल, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की 
उक्त रिपोर्णों के आधार पर भारत निर्वाचित आथोंग द्वारा निर्वाचिनों को संचालन नियम 1961 केतियम-89 के उप 
eae (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय अ्स्तृत नहीं करने के लिएं-श्री हरि कुमार, को करण बताओ नोटिस से. 
78/उत्तराखण्ड-विं.स./37/2022/सी,ई.एम.एस.-1), दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 जारी किया गया था; और 


शन्ड 


22 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (आवण 21,1048 शक WA) [भाग 7 


ae, fatal a संचालत नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 
2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के ज़रिए श्री हरि कुमार, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त 
होने' के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेंदन 
प्रस्तुत करें और साथ ही, Pater व्यय का अपना लेखा दांखिल करें; और 


अत, जिला निर्वांचत अधिकारी, पौड़ी गदवाल द्वाद्ा अपने पत्र संख्या' 1662/29- ६.६/2022 दिलोंक 
29.11.2022 sft er निर्वाचन अश्विकारी के पत्र सं) 891/0(५-2201)/2008 दिनांक15.06.2023 के द्वारा 
अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नौटिस अभ्यर्थी के भाई गणेश लाल द्वारा दिनांक 07.11.2022 को. 


प्राप्त किया गया था; और, - 


ae, जिला निर्वाचन अधिकारी, पौडी गढवाल द्वारा अपने पत्र संख्या 1662/29-ई.ई/2022 दिनांक 
29:112022 sit yen निर्वाचन अधिकारी पत्र wo 891/0(४-220॥)/2008 दिनांक15.06.2023 के द्वारा 


: अंग्रेषित कंर भेजी गई अनुपूरक रिपोर्ट, एंव संवीक्षा रिपोर्ट एंव पत्र संख्या 497/29-8&/2025 दिनांके 2/706,.2023 


द्वारा आयोग को जिल्ला निर्वाचन भधिकारी, पौडी गढवाल ने यह बताया गंया है कि श्री हरि कुमार, ने न तो कोई भी 
अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग 
का सम्यक्‌ नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कांरण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण 
fear gai, 
ers, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री हरि कुमार, निर्वाचन घर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल 
रहें हैं और उनके पाल इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और 
ets, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की ध्रारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:- 
"भदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता हैं कि कोई व्यक्ति « 
(क) तिवरचिन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनिग्मम के द्वारों या अधीन 
अपेक्षित है, दाखिल करेने में असफल रहा है; तथा 
(er) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यांयोचित्य नहीं रखता है, तो ether आयोग शासकीय 
शाजपत्र मेँ प्रकाशित आदेश द्वारा उसकी Pref घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से 
तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहिंत te; 
ater, ster लौक प्रतिनिश्ित्व अधितियम, 1951 की ध्रारा 10क के अनुसरण में भारत afar आयोग 
एतद्दारा घोषणा करंता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 37- पौड़ी (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से पत्तराखण्ड 
राज्य में विधाने संभा/के साधारण निर्वाचित, 2022 में निबचिन लड़ने वाले अभ्यंर्थी-श्री हरि कुमार, निवासी ग्राम- 
सिंगोरी, पौ0- सिंगोरी पट्टी कटूलस्यूँ, तहसील- श्रीनगर, जिला- पौडी गंढवाल। को इस आदेश की तारीब पे तीन वर्ष 
की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य ,अंधवा संघ राज्य-क्षैत्र कौ विधान सभा अधवा विधान 
प्रिषद्‌ का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए Fehr है। 


बिनोद कुमार, 
सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग। 


आज्ञा से, 
प्रताप सिंह शाह, 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 
उत्तराखण्ड | 


art 7] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्बत) 23 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. 
ORDER 
July 27, 2023 
No. 76/Uttarakhand-LA/37/2022/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to 
37-Pauri (SC) Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand- 
LA/2022 dated 21" January, 2022. 

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting 
1 Candidate at an election Has to, within 30 days from the dite of election of the retumed candidate, 

10988 a true copy of the ‘account of his election expenses with the District Election Officer; and, 

WHEREAS, the result of the sald election along with 37-Paurl (SC) Assembly Constituency 
was declared by the concerned Retuming Officer on 10" March, 2022. Hence, the last date for 
lodging the account of Election Expenses was 09" April, 2022; and, 

WHEREAS, as per the report submitied by the District Election Officer, Pauri Garhwal, 
Uttarakhand. and forwarded by the Chief Electoral Officer, Uttarakhand vide their lelter No, 
2782IXXV-53/2022, dated 22” April, 2024, Sh, Hari Kumar, a contesting candidate of Uttarakhand 
ftom 37-Paurl (SC) Assembly Constituency of Uttarakhand, has failed to lodge account of his 
election expenses, in the manner, as required Under faw; and, 


WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer Paurl Garhwal, 
Uttarakhand and the Chief Electoral Officer, Uttarakhand, a Show-Cause notice, 76/Uttarakhand ~ 
(A/202/37/CEMS-III dated 20.10.2022 was Issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh, Heri Kumar, for not lodging the 
‘account of Election Expenses; and, 


WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through 
the above sald Show-Cause Notice, dated 20.10:2022, Sh. Hari Kumar, was directed fo submit his 
fepresentation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account 
Of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and, 


WHEREAS, the said rtotice was reteived by the candidate's brother Sh. Ganesh Lal, on 
07.11.2022. The acknowledgment receipt has beén submitted to the Commission by the District 


Election Officer, Parul Garhwal, vide its letter 1662/29-E.E/2022 dated 29.11.2022; forwarded by 


Chief Electoral Officer, Uttarakhand, letter no.891/XXV-22(II2008 date'15.06.2023; and, 


WHEREAS, the District Election Officer, Pauri Garhwal, in his Supplementary Report vide its 
letter No. 1662/29-E.E/2022 dated 29.11.2022; forwarded by Chief Electoral Officer, Uttarakhand, 
letter no. 891/XXV-22(11)/2008 dated 15.08,2023 and District Election 068 Pauri Garhwal fetter No 
497/29-£€/2022 dated 27.06.2023 has reported that Sh. Hari Kumar has neither submitted any 
representation nor any statement of account of eléction expenses. Further, after receipt of the due 
notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for 
the said failure; and, 


24 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक TET) [भाग 7 


WHEREAS, the Commission is satisfied that ‘Sh. Hari Kumar, has failed to ladge the account 
of election expenses and has 10 good reason or jushification for the लिप, 


WHEREAS, Section 10 A of the Represéitalién of the People Act, 1981 provides that:= 
‘Af the Election Commission is Satisfied that'a person- 


(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner 
required by or undef this Act, and 
(०). 18510 good reason or justification for the failure, 
the Election, Commission shall, by. order published in the Official Gazette, declate him to be 
disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the 
order"). i 


NOW, THEREFORE, in pursuance of Sectdn 410A of the Representation of the People Act, 
1951, the Election Commission of India hereby ‘declares Sh. Hari Kumar sesident of Villa 
Singor, P.O: Singori Patti Katulsyun, Tehsil- Srinagar District- Pauri Garhwal, a ‘contesting 
‘candidate from 37-Pauri (SC) Assembly Constituency of the State of Uttarakhand in the General 
Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a 
tember of either House of the Parllament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a 
State of Union Territary for a period of three years from the date of this order, 


BINOD KUMAR, 
Secretary, 
Election Commission of India. 


By Order, 


PRATAP SINGH SHAH, 
Joint Chief Electoral Officer, 
Uttarakhand, 


'पी७एस0०यू0 (आर0ई0) a2 हिन्दी गजट/315-भाग 7-2023 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


पंजीकरण संख्या-0॥४०0100॥/302024-2023 


सरकारी TIC, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 12 अगस्त, 2023 Yo (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) 


ArT 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


कार्यालय नगर पालिका परिषद्‌, धारचूला (पिथौरागढ़) 
लाइसेन्स शुल्क-1916 की धारा 298 


11 मई, 2023 Yo 


पत्रांक-771/लाइसेन्स संशोधन उपविधि,/ शासकीय प्रकाशन / 2023-24-कार्यालय नगर पालिका परिषद्‌ 
धारचूला, द्वारा यू0पी0 म्यूनिसपैलटीज एक्ट 1916 की धारा 298 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, 
पालिका अपनी सीमा के अन्दर दुकानों एवं विभिन्‍न व्यवसायियों को नियन्त्रित करने के लिए नगर पालिका 
परिषद्‌ धारघूला द्वारा लाइसेन्स एवं अन्य शुल्क के उपनियम नियमानुसार तैयार किये गये थे। जिसका 
शासकीय गजट तैयार किया जा चुका है। weg कतिपय व्यवसायियों की आपत्ति को बोर्ड द्वारा सुना गया। 
नगर पालिका परिषद्‌ बोर्ड की बैठक दिनांक 16.11.2022 के प्रस्ताव संख्या 21 में सर्व सम्मति से निर्णय लिया 
गया कि पूर्व में प्रकाशित लाइसेन्स एवं अन्य शुल्क में संशोधन किया जाये | नगर पालिका परिषद्‌ धारचूला द्वारा 
संशोधित सूची तैयार कर ली गई है। जिसे इस विज्ञप्ति के 30 दिन अन्दर आपत्ति,एवं सुझाव प्राप्त किये 
जाने है। नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर कोई विचार नहीं कियां जायेगा। 


ब&-ट 


1945 शक्त सम्बत्‌) 


[rrr 


462 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 fo (श्रावण 21, 
wi | भद/ व्यवसाय का नाम संसोधित उपरान्त 
संख्या प्रस्तावित दर (रूपया) | में 
प्रस्तावित 
wR 
@) | खाद्य पदार्थ व्यवसाय 
(1. कि कितना ््7777----- की दुकान 7000 ay 
(2. [थोक 1500.00 = 
[3 [Wr की दुकान अन्य सामग्री 800.00 f= ot 
[4 ' रेस्टोरेन्ट (चाट,छोले-चाय,नाश्ता) eas 77 ,चाय,नाश्ता) 500.00 [=| 
| 5. _ aloriter शेटे खुमचे चाव 600,00 [=] 
a [सस्ते गल्‍्ले got  /झई/[ 700.00 
(@)__ [Reale Gatornerer एवं मिठाई) 
| 2! [wom अअझ७-_7/_ 1000.00 | 
8. [पर्यटक आवास गृह... [00000 
is: | चाय,बिस्क 300,00 [- | 
[10 | 4000.00 
1. 600,00 —— 
jaar | a 300.00 | 
[13 | 800,00 [=| 
14, SS अल 600.00 [= _| 
15. आढा aT 1000.00 [=| 
(16, | tet / बिस्कूट फैक्टरी 90000 [=| 
7. ——— 3000.00 a 
18. . | ware फूटकर विके 600,00 | 
19. जूस का 50000 वि 
20. | जनरल स्टोर (बडा) 1500.00 = 
[21. | जनरल स्टोर (छोटा) 70000 = 
आया सब्जी की दुकान 600.00 = 
23, सब्जी का 2000.00 = 
() मदिरा की 
24. Lana fae की दुकान _ 30000.00 [=| 
(25. | बियर बार 15000,00 = 
‘[) [इलैक्ट्रिक/इलैक्ट्रोनिक्स व्यवसाय 
[26 | 1000.00 [=| 
27, Or 2000.00 = 
(28. इलेक्ट्रॉनिक्स ave की ger’ 800.00 
(29. | [कंबिलनेटर्क ____ | 700000 | 
(30, जनरेटर एंव अन्य उपकरण 600.00 [= 
[3t.__ [oso 7enss सर्विस _..._._..__1&0०७ | 
32. णप्ज्न्््न्भ्भ्भ्भ्ध्६ध्६्६ा्ण्ण्णभभणणा हाउस 2500.00 [=| 
7 8 | एफ.एम, टावर 10000.00 za 
(34. | fete एंवडबिंग ter __ एंव डरबिंग से 500,00 [=| 
[35 | [esr है| मशीन 70000 [-"_} 
[36 [मोबाईल RUT की दुकान _ै_ 00.00 (- | 
37. GL __._._._/__ है| टावर 10000.00 [=| 
(38. | [Wage ger SC~*d ty 800,00 | 
[3 | [इंटरनेट we SCS~*™ कैफे 80000 [=| 
[40 | [Mowiostio 500,00 | 


भाग 8] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1045 शक WATT) 463 
a1. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र 1000.00 = 
oleae SSS~S~S~di 00.00 | 
[3. 1 कम््यूटर RR wer S~«* 000.00 | 
[CI 777“ क्र ae 
[45. | [metre SY ट्ग प्रेस 1000.00 [=| 
(46. [फोटो लैब... 80000 | 
47. [६.8 अषणणमषण््ष्ष्णषष् ग्रफर 800.00 —— 
(48. | =| स्टेट / लेमिनेशन 60000 [=| 
[49. | फोटो फेम 30000 [=| 
[s0, | ग्रिल चौखट/चैल्डिंग की दुकान. 11500.0 [= 
51. [आरामशीन ||“ 4 2500.00 | 
|) | वाहन व्यवसाय 
[49 [दोपहिया वाहनशोरूम_._.._... [5७०७ — 
[50 | | पहिया वाहन शोरूम 6000.00 [=| 
(51. | वर्कशॉप [दो पहिया) 600.00 [=| 
(52. | वर्कशॉर्पाचार पहिया) 1200.00 — 
53. | Hee पादसीदो a— 80000 [=| 
[54 ।मोर्टस पार्ट्सचार पहिया)... [1०७०७ [=] 
[55 हैहायर्सकीदुकान...._._....... [0000 — 
[ss | fae art 1000.00, | 
87. व्यवसाय 3000.00 — 
58, लय | hr 12000.00 [=] 
59. ।मोटरड्राईकिं ट्रेनिंग सैनदर_________]_ [100000 [=| 
(60. | a की बुक 6000.00 — 
61. 700.00 = 
[52 [साइकिल मरम्मत की बुकान_....... [26000 — 
) मेडिकल व्यवसाय 
63. [चिश्मेैकीवुकान _._.__.... [05७8 [=| 

64, | Rie का अस्पताल 1200.00 | 
[65 ह[पैथोल्ञोजी सैन्टर_. ._._._.._....... 1100000 =| 
[65. [दवाई की वुकानाआरयवैदिकस______._._._._..“ [100000 | 
». [ware की वुकानएलौपेथिक) ___._._._._..>““# 1150000 | 
68, [दवाई की gers) ——« (1800.00 i= 
120 ॥| होटल व्यवसाय 
[69 _ | आवासीय होटल पाँच कक्ष तक 1500.00 j—_——| 
70. (आवासीय होटल aw mare | होटल दस कक्ष तक 2000.00 a 
Th आवासीय होटल दस कक्ष से अधिक 3500.00 zz 
72. आवासीय होटल एवं बारात घर सहित 000.00 | 
73. [awe होलबारातघर॒ __._._._._._._... [400000 [= 
74. मिलन केन्द्रवेंकट हॉल)... [400000 
७) | कपडा व्यवसाय 
75. _कपडा व्यापारी थे 5000.00 [=] 
[76 | कपडा व्यापारी फूटकर पक्की दुकान 4500.00 [- | 
7. ‘HUST Sat खोखा दुक़ 1000.00 | 
78. eis पुराने कपडे की दुकान... [80000 (| | 
[ज) | कपडा रेडिमेंड [Shae ee Oe ee थोक / Ber 1500.00 | 
79, ऊनी / रेडीमेंर थोक / फूटक बुकान [2000.00 | 
[20 रेडीमेंड कपडे की पक्की दुक 1000.00 1 | 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1948 शक WERT) a EE. 2 AN, oes Mo sgt te wre re) fo 

81. रेडीमेंड कपडे की दुकान (खोख 800.00 

82. [weet we कौ दुकान. 11000. 

[93. | We गददे रजाई धुनाई एंव बुनवाई___[1290000 

@) बिर्नेव्यसाय._._._......... रह 

(84. TC 

७) | aie विक्रय 

[95 [बकरी बकरा लाईसन्‍्स शुल्क... ][#छछ 

(88. | [गी लाईसैन्सशुल्क__._._.__.. [12000 

87. 1 भांस की बुक 4200.00 

88. मछली की दुक 1000.00 

[ढ) वध शु 

89. बकरा प्र [e000 SCS 

[90. [aah मुर्गी- मछली व्यवसाय प्रतिदिन शुल्क 60.00 
.[9, | सुर प्रति 50.00 

@) अन्य व्यवसाय 

92, संमिन्ट /सरिया/इंट/ टाइल्स / हाडवैयर विकेता [20009 

93. eRe की दुकान... 1100000 

94. ै[फर्नीचच कीबुकान_._._._..... | पा का 7 150000 

96, फर्नीच 1200.00 

96. मरर्बल/ टाइल्स की दुकान 1200.00 

9. TR मरम्मत की Fa 50000 ] 

98, re ee —— ग्लास ईवुड की 4200.00 

99." लमारी / बॉक्स स्टील आयरन 1000.00 

10. 1ग्रिल/चौखट/स्टील aa _100000' 

101. x 1200.00 

102. रिंग हाउस 1000.00 

103. मिठाई के डब्बे मेकर्स 2000.00 

jos, | टेलर मास्टर (दो मशीन) तक 400.00 

105. कि कल | भास्टर (दो मशीन) से अधिक 600.00 

106. mo टैलर से 500,00 

4107. 1000.00, 

ioe.  बारबर की बुकान ey aie _ _... [90000 

109. | बारबर की दुकान दो कुर्सी सो अधिक 500.00 

410. | होडिंग (4*4)फिट तक 400.00 प्रति वर्ग फि 

[11. | होडिंग (३*३)फिट से अधिक 800,00 प्रति वर्ग फिट 

[2 | ————— सैल ५. [10000 

113. ड्राफ्ट मै | 800,00 

114. | जूता चप्पल थोक बिके 1500.00 

115, जता चप्पल 1000.0 

[116 [बिसात कौ दुकान (ea) 500.00 

417, [बिसात की दुकान (veer ger) | कान (पक्की दुक 4000.00 

118, [ik केन्द्र/कास्मेटिक/अस्थाई फड FY केन्द्र / कास्मे we में 1000.00 /500 

119. ee 4000.00 

(90 | 1500.00 

| eee] | 

122. मोची फूटपात , 100.00 

123 [बे 500,00 


भाग 8] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक्त WRIA) 465 
124. | व्यायाम शाला हे 500.00 = 
125. . | Wen बोर्ड की दुक 600,00 [=| 
[196 [फैन्टर्स/आठर्स air «dt 600.00 [=| 
127. [चाबी vera aw | छल्ला बनाने को मशीन 500.00 [= 
128. बीजगोदाम [50000 ( 
129. स्टोपशाता .._.....__._._.... [50000 (जहा 
190, जलन सु सूप 500.00 [=] 
131. ————— 7500.00 a 
132. पल्लेदारी 100.00 — 
133, 300,00 | 
134. | घोडे खच्चर प्र 20000 [= 
(135, | 200,00 [=| 
136, | @ 200,00 | 
137, —— nl दुक 1000.00 | — 
138. _ | कार्यलिय एडकोके 1200.00 = 
(139. | खेल qa 7000.00 =| 
(140. | [aed J 1000.00 [=| 
141. | व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थान 2000.00 | 
142, अखबार पत्रिका विकेता/अन्य सामग्री बिके 1000.00 ~ [=| 
v3 [siete _ 1500000 — 
144, | कोए्यिर सेन्टर _ 50000 ES 
145. पावि Aer (nr का हिया वाहन!प्रतिवाहन/ प्रति eer | 20.00 = 
146. पार्किंग शुल्क (दोपहिया वाहन)प्रतिवाहन/प्रति घंटा... [1000 
19. _पा्कि का छः पहिया वाहन)प्रतिवाहन / प्रति घंटा. 30.00 — 
148. | विलियदूस गेम 3000.00 = 
149 | सिलाई,बटन,व सुई घागे के अन्य सामग्री 800.00 
150 [Fit SSS 8000.00 
151 | varie मल्टीपलबुकान___._._._..... [15000 
152, | भूमि हस्तान्तरण शुल्क 3000.00 
ge er शुल्क 500,00 
154, शुल्क 40 प्रति 
155. काजी हाउस (कुत्तों का शुल्क) 200.00 
(166. | आवारा ie किन ए7न्‍- पु 2000.00 
187, | आईसकीम ठेला शुल्क 300,00 
158. | डाउन पाईप चालान फीस 280000 
(189 1 लत बता eS जिष्टेशन Yi 1000.00 
160 पाल isk: a 500.00" 

101. [ewer yee SS*S~*d toon EY 

162. राज मिस्त्री ष्टेशन शुल्क 1200,00 

163. स॒स्टोप, कुकर / मशीन आदि मरम्मत कार्य 500.60 

[164 छूट (समय अर्न्तेगत जमा करने पर) (5 प्रतिति. | 

(165. | सी०एसएसीएसे 4200.00 

166. बैंक एवं अन्य विभाग सफाई कर 5000.00 

व one _ _॒ै/॒_. ._.॒____]2750000 

168. [गैसवितरण ठेकेदार_._._._._..ह | वितरण ठेकेदाः 1500.00 

169. [Saat रजिप्टेशनशुल्क [30009 ia 
पी0एस0वोरा, राजेश्वरी देवी, 

अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, 


नगर पालिका परिषद्‌, धारचूला, 


(पिथौरागद) 


नगर पालिका परिषद्‌, धारचूला, 


(पिथौरागढ़) 


466 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्बत्‌) ___भाग 8 


कार्यालय नगर पंचायत बेरीनाग, (पिथौरागढ़) 
विज्ञप्ति 


24 सित्तम्बर, 2021 ई0 


पत्रांक-2065/सेप्टेज मैनेजमेन्ट-उपविधि,/ 2021-22-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय 
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा आवेदन wo—10 /2016 दिनांक 10.12.2015 के आदेश के अनुपालन में एवं नगर पालिका 
अधिनियम, 1916 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य में) की धारा 276 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार तथा धारा 298 के 
खण्ड झ (घ) oF (घ) में दी गयी उपनियम बनाये जाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-301 के अन्तर्गृत दी 
गयी शक्ति के अनुसार उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत बेरीनाग की बोर्ड बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 
2021 के प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज 
मैनेजमेंट” 'उपनियम-2021 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त यह विज्ञप्ति इस आशय से आपत्ति/सुझाव चाहने हेतु 
प्रकाशित की जा रही है, जिससे व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। 


अतः लोक हित में सुविधा सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु प्रोटोकाल फार सेप्टेज मैनेजमैन्ट उपनियम-2021 
में यदि किसी संस्था व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग, को कोई आपिकत्त्त,/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 
30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति कार्यालय नगर पंचायत ब्रेरीनाग जिला पिथौरागढ़ में प्रस्तुत कर सकता है, समय 
पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति अथवा सुझाव पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकेगा। जौ निम्नवत्‌ a 


afar 


1:-संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीखः-यह उपनियम नगर पंचायत वेशैनाग फार सेप्टेज Hove उपनियम-2021, 
नियमावली कहलायेगी' जो कि विज्ञप्ति सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने कौ तिथि से प्रभावी होगी। यह उपनियम 
नगर पंचायत बेशीनाग की सीमा के भीतर लागू होंगे। 


नगर पंचायत्तः-नगर पंचायत का आशय नगर पंचायत बेरीनाग जिला पिथौरागढ़ के 07 वार्डो की सीमा से हैं। 
3-अधिशासी अधिकारीः-अधिशासी अधिकारी का आशय नगर पंचायत बेरीनाग के कार्यपालक अधिकारी से है। 


4-आध्यक्ष- अध्यक्ष का आशय नगर पंचायत बेशीनाग के निर्वाचित बोर्ड से हैं, बोर्ड के कार्यकलाप समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष के 
स्थान' पर प्रशासक,/उपजिलाधिकारी अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी से हैं। 


5- सेप्टेज More सेल :-सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आशय नगर पंचायत बेशनाग में सरकारी सेवा के शासन द्वारा नामित 
अधिकारियों के समूह की एक गठित इकाई से हैं, जो कि सप्टेज मैनेजमेन्ट सेल कहलायेगा। जिसके अध्यक्ष उपजिलाधिकारी 
बेरीनाग हॉंगे तथा अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बेरीनाग सदस्य सचिव होंगे और अधिशासी oie जल संस्थान 
पिधौरागढ़, अधिशासी अभियन्ता जल निगम गंगोलीहाट तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा नामित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय 
अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी, तथा अवर अभियंता लो0नि0विभाग Marr नामित सदस्य होंगे। , 


4-शीर्षक विस्तार और प्रसंग :- राष्ट्र का यह अनुभव रहा है, कि सैप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजायन से सम्बन्धित है, 
स्थानीय संस्थानों द्वारा वर्षो से अनुपालन किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन हेतु कुशल प्रबच्धन की आवश्यकता है। यह 
महत्वपूर्ण है, कि नगर में एक उचित वैज्ञानिक प्रबन्ध के मामलों में सैप्टेज तकनीकी का अनुपालन किया जाता है ताकि पर्यावरण 
की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए सेप्टेज,/फीकल wre सेष्टिक टैंक गढ्ढे शौचालय पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी आदि स्रोत 
को प्रदूषित न करें। 


भाग 8] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (ATM 21, 1945 शक साम्बत्‌) 467 


1.-- राष्ट्रीय फीकल ver एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीतिः- 


‘ इस महत्पूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाकषित किया है। 
राष्ट्रीय फीकल स्लण एवं सेप्टेज प्रबन्धकीय नीति af 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहए और नगर पूर्ण 
रूप से स्वच्छ तन्दुरूस्त और जीवित बने रहें एवं अच्छी सफाई भी बनी रहें तथा प्रदूषण से मुक्ति मिल सकें जिसके साथ उन्नत 
स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल सलज और सेप्टेज प्रबन्धक, ताकि सार्वजनिक उत्कृष्ट स्वास्थय स्तर को अधिकतम प्राप्त 
किया जा सकें और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें विशेषकर गरीबों पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। शहरी नीति का मुख्य 
उद्देश्य एक स्वस्थ वातावरण प्रसन्‍न प्राथमिकता और दिल, निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इस सेवाओं का समस्त 
क्षेत्रों में हो सके जैसे कि सुरक्षित और एथाई सफाई व्यवस्था एक वास्तविक प्रत्येक आय परिवार के लिये गलियों में नगर में 
और शहरों में बनी रह सकें। 


1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्धक प्रोटोकालः- 


माननीय एन0जी०टी आदेश सं0-10/2005 दिनांक 10-12-2018 में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं। जो कि 
उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल तैयार किया जायेगा और शज्य सरकार द्वारा 
समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा” यह आशान्वित करने के लिये कि.सीवरेज की निकासी जो सामान्य सैष्टिक टैंक में या 
बायोडाईजस्टर में एकत्रित की जाती है नियमित रूप से खाली की जाये और उसका समुचित प्रबन्ध किया जायें। उसके परिणाम 
स्वरूप इस प्रकार जो खाद एकत्रित हुईं है वह निशुल्क किसानों को वित्तरित की जायें और इस उद्देश्य हेतु शज्य MTT एक 
भागीदारी सम्बन्धित निकाय नगर पंचायत बेरीनाग की होगी। उपरोक्त के अनुपालन में जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 
1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशलय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के सम्बन्ध से होगा उन्होंने एक 
प्रोटोकाल सेप्टिज प्रबन्ध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। 
ताकि इसका अनुपालन शहरों,/नगरों में हो सकें। आदेश सं0, 597,/ 1४ (2)-श0वि0-2017-50 (सा0)//16 दिनांक 22-05-2017 
राज्य का सैष्टिक प्रबन्धन प्रोटोकाल राज्य और शहरों का ae Aria कराता है ताकि वैज्ञानिक सैष्टिक प्रबन्धन we रहे जो कि 
एकत्रीकरण,परिवहन,उपचार, शैष्टिक/फीकल vert का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके।' इस प्रकार we fer निर्देश इस 
प्रोटोकाल के हैं। कि राज्य के शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जायें कि वह अपने निकाय में सैप्टिज प्रबन्धन का 
उच्चीकरण कर सकें और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सकें इस प्रोटोकाल के प्रभावी कियान्दयन कि लिये और 
आन्तरिक विभागीय समन्वय हेतु एक deer मैनेजमेंट शैल का गठन का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत नगर पंचायत 
hare, पेयजल निगम, जल संस्थान होंगे। 


2-नगरीय उपकानून// "फीकल स्लज एवं शेप्टेज का नियमितीकरण”:-सेप्टेज प्रबन्धन प्रोटोकाल के अनुसार जो शहरी विकास 
विभाग "उत्तराखण्ड सरकार के शा0सं-697,/ (19 (2)-श०वि0-2017-50 (सा0)//16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने 
वाले नियम या कानून या समय-2 पर शासन Wa नियम या नियमावली नगर पंचायत बेरीनाग जनपद पिथौरागढ़ नियमित 
ढांचों रिक्त करने एकत्र करने, परिवहन और सैप्टेज और फीकल cert के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि वर्णित है। 
Wea wo एवं सेप्टेज प्रबन्धन उपनियम के अन्तर्गत जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगए 
पंचायत बेशीनाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सूचित किया जाता है। ह 


उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र ः- इस नियमावली के उद्देश्य एवं कार्य Pree हैं- 


1, निर्माण सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शैचालय के Tas परिवहन इलाज़ और सुरक्षित रखरखाव जो कि eter 
और सेप्टेज से सम्बन्धित है। 

2, क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है उसको निर्देश्षि! करना जो कि सैप्टिक टैंक और शौचालय के गढूढे से 
और फीकल स्जल एवं सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है ताकि वे इस निर्देशें का पालन करना सुनिश्चित कर सकें। 

3. उचित निरीक्षण करना और मशीनरी का अनुपालन। 

» लागत वसूली सुनिश्चित करना जो कि vers और सेप्टेज प्रबन्धन के उचित प्रबन्ध हेतु है। 

5. निजि और गैर सरकारी क्षेत्र फौकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबन्ध में सहमागी की सुविधा देना। 


= 


aso उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (आवण 21, 1945 शक सम्बत) [arte 


4- एकत्रीकरण परिवहन gare Gea के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रकिया अपनाना] 
4-(1) सैष्टिक टैंक और सेप्टेज/फीकल KIS एकत्रीकरण को रिक्त करनाः- 


सैष्टिक टैंक की 'तत्नी में जो जमा हो गया है, उसको हटाना और एक an उसको ठीक करना जो कि गहराई में पहुँच 
गया है या बार-बार के आखिर में जो डिजाइन है जो कोई भी पहले आये, 


जबकि स्लज को सुखाना sie few टैंक में जो द्रव्य है उसको भी सुखाना,/ गैकेनिकल वैक्यूम टैंकर का उपयोग 
(जो नगर पंचायत्त बेशीनाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है) नगरीय प्रबन्ध द्वार Whew टैंक को खाली करने हैतु उपयोग किया 
जाना चाहियें। 


सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सैप्टेज प्रबन्ध प्रोटोकाल में वर्णित है को View टैंक के खाली करते समय और सैप्टेज के 
परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। 


4 (2) भैष्टेज/ फीकल wero का परिवहन 


1- फिकल सलज oft Wor टान्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी. होंगे छौसा कि समय-समय पर पैप्टेज 
मैनेजमेन्ट से (एस0एम0सी0) द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। 


(2) फिकल vert और सेप्टेज फिकल निर्माता यह आश्वासन देंगे किः- 


(अ) पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अन्तर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु प्रयोग किये जायेंगे फिकल सलज और सैष्टिज 
हेतु जो छिद्र निरोधी होगा और फिकल सलज और सैप्टेज हेतु तालाबन्द रहेगा। और लागू किये जाने योग्य मानवण्ड का 
अनुपालन करेंगे। ह 


(व) कोई भी टैंक और उपकरण जो कि फिकल wre ote Mea हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु aT Ray 
को परिवहन हेतु प्रयुक्त नहीं करेगा। 


413) Heo का निष्पादन और इलाज-रशज्य सैप्टेज More प्रोटोकाल के अनुसार नगए पंचायत बेरीनाग की अपनी एक 
इकाई होगी, जिसके अन्तर्गत पृथक से एक अलग सैष्टेज दीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण किया जायेगा। 


&-सुरक्षा उपाय :- नि 
4) उचित तकनीकि संयत्र सुरक्षा टियर का प्रयोग करते हुए मल का निस्तारण किया जाना चाहियें। 
(2) फिकल vert और शैष्टिज ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करें :- 


> armel मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सैफटीगेयर और यन्त्र जिसके अन्तर्गत कन्धे की लम्बाई 
तक पूरा कोटेड लियोकिन, लोयर, रबर qe, चेहरे का मास्क , आँखों की सुरक्षा हेतु ग्लास या गोगल जैसा कि Ayer 
स्केवैंजर और उनके पुर्नवास नियम 2013 में उल्लिखित है। 

> समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये। 

> समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थवर्धक उपकरण के प्रयोग की श्क्षा दी जानी चाहियें। 

> प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैम्प और अग्नितमन यन्त्र मल निस्तारण गाड़ी में रखे जाते हैं। इससे 
पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है। 

> सैष्टिक टैंक पिट लैट्रिन में जब काम चल रहा हो उस समय ध्रुमपान पूर्णतः वर्णित है। 

> मल निस्तारण कार्यकर्ता सैष्टिक टैंक में और शैचालय गढढे में yay aa करेंगे। और आच्छादित टैंक को आना जाना 
'रखेंगे। जो कि इस कार्य का जुरू करने से पहले किया जाना आकयक है। 


arr] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (आवण 21, 1945 शक सम्बत) 469 


' >» बच्चों को टैंक के ढक्कन अथवा किट से दूर रखा जायें ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले सै सुरक्षित रहें, कर्मचारी 
+ सावधान रहेंगे जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो जो कि ढक्‍्कन पर अधिक भार हेतु है। या मेन होल का 
आच्छादन दूटने से बचा रहे। 
> उपभोक्ता लागत को मासिक सिंचाई लागत या सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा अथवा एवं कि नगरीय पर्यावरण फीस 
भुगतान जैसा कि कार्यकम के अन्तर्गत होया, करना, होगा। 


&- सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन- 

6... नगर पंचायत, बेरीनाग वाहन को दर्ज करेगा और इसका लाइसैन्स निर्गत करेगा, निजी व्यवसायियों के लिए जिनके 
पास मीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो तो इस प्रकार का लाईशेन्स निर्गत करने से पूर्व यह अशान्वित 
करेगा यह वाहन उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसण्जित है, तथां मानकों के अनुरूप है, सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर को 
अपने वाहन का पंजीकरण करने हेतु नगर पंचायत, बेरीनाग के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके साथ वाहन 
का परमिट व परमिट की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करना होगा। 

62. नगए पंचायत, बेरीनाग सीमार्न्तगत कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रान्सपोर्टर द्वारा ही प्रयोग किया जायेगा। 
जो व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकालों में पंजीकृत नही है। 

सारणी- 1 पंजीकरण व्यय 


अ-प्रारम्भिक पंजीकरण- Bo 2000.00 प्रतिवाहन 
ब-वाषिक नवीनीकरण- Fo 1500.00 प्रतिवाहन 
स-नाम परिवर्तन//स्वाभी का परिवर्तन- Go 1000.00 प्रतिवाहन 
'द-अन्य NRT आकयकतानुसार- Bo 1500.00 प्रतिवाहन 

पर ser लागत oth इस 


71... इस क्षेत्र के ज्मस्त मालिको जो सैप्टिक टैंक और शैचालय के गढढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर 

पंचायत में फीकल सलज और शैप्टेज उपनियम में समथ-समय पर दर्शाया गया है, जो, कि सेष्टिक टैंक के भरने शौचालय को 

गढूढे, पर्वहन और फिकल रल॑ज एवं सैप्टेज के उपाय हेतु है। ct 

72... नगर पंचायत, बेरीनाग अपनी लागत MRT करेगा कि समय-समय इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपयोगिता लागत 

परिवहन फिकल स्लज व रौप्टेज के निकासन age! 

73 उपभोक्ता eres af के स्थायी एकत्र किये जाये जो निम्नवत्त है> 

(oe ._ उपमोक्‍ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से नगर पंचायत बेशीनाग द्वारा वसूला जायेगा या नगर पंचायत, बेरीनाग के कोए में 

जमा किया जायेगा। जो कि सम्बन्धित भवन//रौष्टिक टैंक मालिक से वसूल किया जायेगो। 

सारणी--2, उपभोक्ता : 
प्रा 


Woo अवन का व fe अधिकतग अवधि मासिक दण्ड 5 
यात्रा | tee टैंक एवं शौचालय vee | प्रतित. की दर 
लागत | हेतु निर्धारित है सामान्य लागत के 

4 लिये जो कि 
निर्धारित निस्तारण 
के अनुपालन हेतु 
होगा 

_ 1 | eras aren मकान 400000 | कम से कम 2-3 के में एकबार 20000 
| 2 | अन्य समस्त आवास 4,000.00 | जब 2 टैंक होतें है 2/3 भाग जो 200.00 
EE [gor «id A 000.00] भी पहले भरा जाये कम से कम 200.00 
a सिरकारी/ निजी कार्यलय_______4/00000 | प्रत्येक 2 वा में एक बाएं 20000 
[se [tS  [800000 200.00 
[6 _ सामुदायिक जैचालय / area | 4,000.00 1 [____ 200.00 
7 [were = 400000 200.00 
[8 _ होटल/ गेस्ट हाउस त से 10 कमर) | 4.00000 200.00 
ck) [40000 ee 20000 
10 सरकारी स्कूल/कॉलेज | 4,000.00 हि मो । 2000 
[1 िजीस्कूल/कॉलेज | 4,000.00 200.00 
[12 [eioanter «| 4.00000 200,00 


470 उत्तराखण्ड गजट, 12अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक सम्वत्‌) ._[साग 8 


13 [विवाह हॉल/बैंकट हॉल [40000 200.00 
| 14 बार 4,000.00 20000 
16 सिरकारी हॉस्पिटल... [4/00000 200.00 
16 संग होम / क्लीनिक 4,000.00 200.00 
7 पिशोलॉजी लैब = 4,00000 200,00 
[18 निजी अस्पताल 20 बैंड तक. 4,000.00 200.00 
TE  ___ [00000 


20000 

i 7० उपरोक्त उपभोक्ता व्यय ज्ञकिशिक है, और उतका निर्णय और स्वीकृति नगर पंचायत बेशनाग द्वारा fete fe 

जायेगे। 

oe bal समयावधि में होगा या जब टैंक 2/9 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पंचायत, बेशीनाग a 
कृत है) 

३- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत alles दर से बढाई जायेगी। 


किन का दिया a का निरीक्षण, क्रियान्चयन और मः t= 
8.1... कोई भी व्यक्ति जो एस0एम०सी0 ter सेल)//नगर पंचायत, वेरीनाग द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण 


अधिकार होगा कि वह सैप्टिक टैंक एवं हर एक भकान के शैचालय, TEs या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा। 

82. मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और जुमनि से 
प्राप्त धनराहि नगर पंचायत को में जमा होगी। 

83. नगर पंचायत, बेरीनाग क्षेत्र के टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेगें। 

84... अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु 
isa जो कि सैष्टिक टैंक बायोडाईजेस्टर मल निस्तारण सैष्टिक.टैंक का एकत्रीकरण,-महीनरी, पश्विहन निषादन और सैप्टिके 
का 1 रे 

#-वण्डः- ध् . 

दण्ड का thar उपंकरण रहित,/अकार्यग्ील जी०पी0एस0 प्रणाणी निर्धन वर्ग की विकायतेँ फिकल Fert का एकत्र ने 
करना और सैप्टेज ईलाज प्लांट का//आर0एन0एल0 का रजिस्ट्रेघन न करना सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाड़ियों को अनुपालब 
न करना। J 


= = भाएगी-.3 दुण — 
*] Foret का प्रकार we या कार्यवाही दण्ड या कार्यवाही हो | दण्ड या कार्यवाही का में तीसरे बा 
‘do प्रपत्र Ia पकडी | में दोबारा पकडी गयी | पकडी गयी किन रूप से मूल निस्तारण 
गयी रा में एकवार | मल निश्ताएण वाहन | वाहन 
मल निस्तारण से सम्बन्धित 
1. | ate को शेचनीय सेवा की 2500.00 6000.00 fa महिने के लिये परमिट सेवा के 
* | शिकायत बिकायत पर परमिट का निरस्तीकरण 
|| स्टेज / फिक wa 7000.00 & माह के लिये परमिट | : 
जैसा कि किए कार्य क्षेत्र में +. | को स्थगित करना 
| पं 1 a 4000.00 2000.00 arodostio को संस्‍्तुति वाहने 
करना/ पंजीकरण का पंजीकरण को fem करने हेतु 3 महीने 
नवीनीकरण न करना के लिये परमिट को स्थगित 
करना/ परमिट का निरस्तीकरण के 
लिये स्थगित करना 


भाग 8] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) जात 


शाक्ति/ दण्ड 

नगर पंचायत, dirt जिला-पिथौरागढ की सीमान्तर्गत "प्रोटोकॉल फार सेप्टेज मैनेजमेन्ट” के अनुपालन हेतु 
मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ब्वारा आवेदन सं०-10/2015 दिनांक 1012.2015 के आदेश के अनुपालन में तथा नगर पालिका 
अधिनियम-1916 की धारा 299 (1) में प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग करतें हुए ऐसे नगरवासी जो प्रोटोकाल फार सेप्टेज 
मैनेजमेन्ट की उपविधि की किसी भी धाश का उल्लघंन करेगा अथवा करता हुआ पाया जायेगा, दोष सिद्ध पाये जाने पर रू0 
5000,00 (wo tha हजार) का अर्थदए्ड किया जायेगा। उल्लघंन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम वोष सिद्ध होने की स्थिति में रू0 
5000.00 (Go Wy हेज़ार) के अतिरिक्त प्रतिदिन रू0 10000 (wo एक सौ) की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड आरोपित किया. 
जायेगा। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा। 


शाहिद अली, हेम पन्‍्त, 
अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, 
spr पंचायत, बेरीनाग। नगर पंचायत, बेरीनाग। 


उत्तराखण्ड गजट, 12. अगस्त, 2023 Yo (आ्रावण 21, 1945 शक - WAR) [नाग 8 


कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊधम सिंह नगर) 
14 जून, 2023 ई0 


पत्नांक-263/न0पं० / प्ला0अप0प्र0 / 2022-23-नगरपालिका अधिनियम १९१६ की धारा-२९८ (घ) एवं पर्यावरण 


/ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 के द्वारा बनाये गये 
अपशिष्ट प्लास्टिक नियग 2016 के अंतर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा हेतु नगरपालिका अधिनियम १९१६ की घारा 208 
झ (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986(1988 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 बार प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग 
में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 द्वारा बनाये 
गये प्लास्टिक अपशिष्ट नियग 2016 के अन्तर्गत नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार' में लागू किये जाने हेतु 
तैयार किये गए “प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022" बोर्ड बैठक दिनांक 05-06-2023 में पारित विशेष 
प्रस्ताव संख्या-13 के द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशन कराया जाना स्वीकार किया गया है। 


RIS, की धारा-३०१(२) के प्रयोजनार्थ नगर पंचायत 


उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९१६ यथाप्रवृत्त 


dander, "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022" का प्रकाशन सरकारी गजट उत्तराखण्ड में किया जाता By 


(घ) 


“प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022” 


अध्याय-1 


सक्षितत नाम और शावू होने की तारीख:- 
ये उप-नियम तगर पंचायत केलास्े्रा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022 wg 
ये उप-गियम नगर re Hee सरकारी गज उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे। 


ये उपनियम क्रैल्टीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के वितिर्माण के शिए निर्यातोन्‍्गुख ईकाइयों या 


विशेष आर्थिक जोन की ईफाइयों पर लागू नही होगा, परन्तु यह छूट EMT, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी ईकाइयों और 
अविशेष या निराफृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नही होगी। 


ये उप-नियम नगर पंचायत केलाखेड़ा की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, विनिर्माता, उत्पादनकर्ता, आयातक 
ate के भालिक तथा उपयोगकर्ता पर लागू होगी। 


परिभाषायें :- इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो- 
अधिनियम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियग, 1986 (1986 का 29 ) अभिप्रेत है। 
जांड मालिक ऐसे व्यक्ति या कम्पनी से अभिग्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु वेचता है। 


कैरी बैम्स से प्लास्टिक सामग्री या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया, ले जाने था arg तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 


बैग अभिग्ेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता Fog इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नही है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न 


भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है। 


वस्तु से” ऐसा सूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके बौर इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित हैं 


art 9] उत्तराखण्ड गजठ, 12 अगस्त, 2023 Fo (आदण 21, 1945 शक सम्बत) 473 


i) 


ब) 


(a) 


(ज) 


(a) 


(=) 


@ 


(3) 


(@) 


(ढ) 


(ण) 


@ 


(a) 


(दि) 


(a) 


) 


+ “कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई आक्साईड, 
जल, अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कम्पोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो 
दृश्य विंशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट तही छोड़ती BI” 


Pie” से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है। 
“वेल्तारित उत्पादक दावित्व” से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुडूढ के लिये उत्पादक का दावित्व अभिग्रेत है 


aren पदार्थ” पे द्रव, चूर्ण, ओोस या अर्धठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, eT या पकावे हुए खाद्य पदार्थ 
अभिषरेत है। 


“सुविधा” शो प्लास्टिक अपकिष्ट EI, भण्डारण, पुनर्चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निषटान के लिए उपयोग फिये जाने वाला 
परिश्र air है 


eed से ऐसा व्यक्ति अभिग्रेत है जो आयात करता है या करते का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-विर्यात करो का 
लाईसेन्स है जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नही दी गई हो। 2 


eure arate eter" से केल्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट ee फंपनिया , ree, 


स्कूल, महाविद्यालय , विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्तर, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरा, मॉल और शौपिंग feet द्वारा 
अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिग्रेत है और सम्मिलित है। 


ae से उत्पादक द्वारा ft सामग्री के रूप में प्रगुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की a सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या 
‘ear अभिकरण अभिग्रेत है जो सम्मिलित है। 


apc पैकेजिंग" के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिग्रेत है और फागज, कार्य बोर्ड बहुलक्ष्य सामग्रियां 
ene et वा एल्युमिनियम पत्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-बहिवेधन रूप में जैसे सामग्री के एक ते अधिक सतह का 
संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम एक स्तर रखती है। 


“प्लास्टिक” से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोज़ीइभाइलिनटेरेफथलेट , se घनत्व पोलीद्याइलिनवित्ताइल, कम घनत्व 


पोक्ीइबाइलिन, det प्रोपीलीन, पोलीस्टाइरिन रेसिन, एकरीलीसोट्रायल-बूटाठाइन-स्टाइरिन जैसी वह सामग्री, पोलीफिनाइल्लीत' 
आक्साइड, पोलीकार्योनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफथलेट जैसी ay पालिमर के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हों। 


“प्लास्टिक चादर “ से प्लास्टिक चावर अभिप्रेत है अर्थात प्लास्टिक रो बनी चहर। 


“प्लास्टिक प्लास्टिक अपशिष्ट” से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिग्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या इच्छित उपयोग के पश्चात फैंक दिया 
जाता है। 


“उत्पादक” से केरीबैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अंभिप्रेत है और 


प्लास्टिक सीट था जैसे या प्लास्टिक सीट के बनाये गये कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर 
रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित है। श् 


>बुरर्चक्रीकरण" नये उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नये उत्पाद या aft सामग्री में रूपास्तरित करने 
की प्रक्रिया से अभिग्रेत है। 


“रजिस्ट्रीकरण“ से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सम्बद्ध प्रदूषण नियन्त्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। 


“प्र विक्रेता“ का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता ( आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 ( 2014 
का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में है। 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगेस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक सम्बत्‌) [माग 8 


(पे) 


(7) 


(A) 


(य) 


(a) 


0 


(i) 


(iii) 


४ "शहरी स्थानीय निकाय” से तगर पंचायत केलाखेड़ा अभिप्रेत है सम्मिलित है। 


pen प्लास्टिक" से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अधिग्रेत है जिसका पहले उपयोग नही किया गया। अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्चित नही 
किया गया है। é 


अपशिष्ट जनित से प्रत्वेक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमान पत्तन, ब्दरगाहू और रक्षा कैल्टोन्मेंट, जो 


अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा फरते हैं सहित रिहायली और वाणिज्यिक स्थापना arr है और सम्मिलित है। 


अपशिष्ट saver शो प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण फी दृष्टि से सुरक्षित eA से एकब्रण, भण्डारण, परिवहन, 
say, era, कम्पोस्टिंग या व्ययन अभिग्नेत है। 


९ उपयोग, पुनः 


अपशिष्ट चुनने वाले से पुनर्चक्रण यौग्य प्लास्टिक अपशिष के चुनते में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति या एजेन्सियां, 
व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है। 


धरमोस्टेट प्लास्टिक, जब ताप था अन्य साधन से उत्पादित तात्विक रूप से जगलनीय या refer उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है 
धस्मोस्टेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अपने संगठित र्सायनिक संरचना के कारण रिमोड या रिसाइकिल नही किया जा सकता। 


अध्याय-2 
प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन- 
नगर पंचायत कैलाय्ेड़ा द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन निश्नवत किया जायेगा* 


प्लास्टिक कैरी बैग से अन्यथा प्लास्टिक- अपशिष्ट जिसका रिसाइकिल किया जा सकता हो, निवन्धरित प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइकिल' 
के साथ चैतलाईज फरेगी और भारतीय मातक आई0एल0 14534 : 1998 प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के लिए मार्गदर्शन समय- समय 
पर यया संशोधन के अनुरूप संपुष्ट करेगी। 


शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्राथमिक रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका आगे रिस्ाइकिल नहीं किया जा सकता) सड़क 
निर्माण या ऊर्जा प्राप्ति अथवा अपशिष्ट से तैल इत्यादि के लिए उपयोग हेतु प्रौत्माहित करेगी। केन्द्रीय प्रदूषण Parra या राज्य 
प्रदूषण नियन्त्रण बो् द्वारा बिनिर्दिष्ट प्रदूषण नियल्तण भानको के अनुसार इन तकलीकियों का पालन किया जायेगा। 

शर्तों का पूरा किया जाना- sere पंचायत केलालेड़ा का विधार है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग ste पर्यावरणीय eet 
उत्पन्न कर रहा है जिससे मानव एवं जीव जन्तुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अतः यह आवश्यक हो भया है कि नगर पंचायत 
केलाबेड़ा की सम्पूर्ण अधिकारिता में प्लास्टिक कैसी बैग विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहल, विक्रय और उपयोग पर रोक लगाई 
जाय। 

कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत कैलालेड़ा की अधिकारिता में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई फा विचार किये 
बिना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहत, विक्रय और उपयोग नही करेगा। 


दुकानदार, ere, थौक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, व्यवसायी, हाकर, फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी घाने या न खाने योग्य 
माल था सामग्रियों के या वितरण के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना) विनिर्माण 
आयात, भण्डारण, परियहत, विक्रय जौर उपयोग नही फरेगा। 


बायोगेडिकल के लिए प्लास्टिक कैरी बैग, बीजांकुर के लिए उपयोग किया जाने वाला पालीबैग, प्लास्टिक सीट से बना प्लास्टिक सीट 
या ऐसी ही वस्तु का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रव और उपयोग तथा मल्टीजेयर पैकेजिंग निम्नलिछित शर्तों के 
जध्याधीन होगी। यथा- 


बायोमेडिकल अपशिष्ट के भण्डारण के उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग को इस उपविधि के प्रावधानों से छूट प्राप्त होगी 
तथापि प्लास्टिक कैरी बैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम नही होंगे और वायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली में इस सम्बन्ध में 


भाग a] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्बत्‌) ars 


10- 


50) 


(ii) 


(iii), 


70) 


किये गये प्राविधानों का भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। वायोमेडिकल अपशिष्ट वाला प्लास्टिक कैरी वैगों का निपटारा 


बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्रावधानों के अतुपालन में किया जाना चाहिए। 


रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक के बने उत्पादों का उपयोग खाते पीने के लिए तैयार भोज्य पदार्थोंके भण्डारण, ले जाने, वितरण या 


, पैकेजिंग के लिए नहीं किया जावेगा। 


वर्जिन या रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक से बने कैरी बैंग पर, उसकी मोटाई पर Pare किये बिना, नगर पंचायत केलाखेड़ा की 
अधिकारिता में रोक लगेगी। 


राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वीजांकुर की बृद्धि करने के लिए उपयोग किये गये पाल्ीबैग मोटाई 
में 50 माइक्नोन से कम न हों और सभी उपयोग किये गये पाली वैगों का पुनः संग्रहण एवं उनके सुरक्षित निपटारें को भी सुनिश्चित किया. 
जाना चाहिए। 

निजी नर्सरियों को यह शुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की वृद्धि के लिए उपयोग किये जाने वाले पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रो 
से कम न हों प्राईवेट नर्सरियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सर्वाधिक समयवधि तक इन पालीबैगों फां दोबारा उपयोग 
a 


निजी तथा सरकारी नर्सरी वह सुतिश्चित करेगी कि सभी उपयोग किये गये पालीबैशों को एक स्थान पर संग्रह किया जाय तथा उत्े 
नगर पंचायत को निर्धारित फीस का भुगतान कर ETT कर सकें 


प्लास्टिक सीट था ऐसी ही वस्तु जो मल्टीलेयर किये गये पैकेजिंग तथा वस्तुओं की पैकेजिंग चारैपिंग के लिए उपयोग किये गये 
प्लास्टिक के बने कवर के अभिन्न भाग त हों उनको छोडकर जहा ऐसे प्लास्टिक सीट की मोटाई उत्पादों फी क्रियाशीलता को फम करते 
हों की मोटाई 50 माइफ्रोल ले कम नही होगी। 


विनिर्माता राज्य प्रदूषण Prono बोर्ड से विशि मान्य रजिस्ट्रेशन प्रास किये बिना उत्पादक को कज्जे साल के रूप में प्लास्टिक का 
उपयोग किये जाने हेतु विक्रथ था उपलब्ध या व्यवस्था नही करेगा। 


पाउच के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्लाश्टिक मैटेरियल का उपयोग gem, तम्बाकू तथा पान मसाले के भण्डारण पैकिंग या 
विक्रय के लिए नहीं किया जायेगा। 


प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग विनाईल ऐसेटेट-मालैक एसिड, बिनाईल क्लोराइड, कोपालिमर सहित किसी भी रूप में तही किया 
जायेगा। 


मु अध्याय-3 

प्लास्टिक शीट/मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किग या लेबलिंग- 

खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट ae प्लास्टिक की शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग में वस्तुओं को ग्राहक को नही aT था उपलब्ध करेगे जो इस 
उप विधि के अधीन यथा विहित रूप में विनिर्मिता और लेबल था मार्क न किया गया हो। 


scat को सल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट से बने कवरों मैं जौ इस उप विधि के अतुसार APA या लेवल वा 
मार्क न किये गये हों विक्रय या उपलब्ध करने वाले प्रत्येक छुदरा विक्रेता या ee वेंढर ऐसी फीस भुगतान करने का उत्तरदायी होगा 
जो उप विधि के अधीन अनुयूची में विनिर्दि्ट किये गये हों। 


are) लेयर पैकेजिंग पर विनिर्माता का नाम, निबन्धन सं0 मल्टीलेयर पैकेजिंग की दशा में अग्रेंजी में मुद्रित होगा। 


अध्याय-4 
sere, रिसाईक्लर और विनिर्माता का निवन्‍्धन 
नियम 5 (1) में किये गये प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैय या रिसाईकिल प्लास्टिक कैरी बैग का वितिर्माण 
नही करेगा तथापि मल्टीलेयर पैकेजिय मैंटेरियल का विनिर्माण फेवल राज्य प्रदूषण नियत्त्रण बोर्ड से उत्पादन arco करने के पूर्व एक 
विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है। 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2029 ई0 (आवण 21, 1945 शक सम्बतु) [भाग 8 


(ग) 


(प) 


(४) 


(ब) 


(a) 


(ज) 


+ प्लास्टिक मैटेरियल, मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक रिसाईकलर एवं विनिर्माता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावल्री 2016 


में किये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और नवीकरण प्राप्त करेगे। 


अध्याय-5 
प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, TY, प्रसंस्करण 
प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण ere एवं प्रसंस्करण तिज्नवत किया जायेगा- 


शहरी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्चरण को कम करने हेतु कदम 
उठायेगी। 


शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के छितराव को कम करने तथा सेकेल्डरी स्टोरेज डिपो/सामुदायिक डस्टबीन पर अपशिष्ट के 


पृथक किये गये भण्डारण के लिए कदम उठायेगी प्लास्टिक अपशिष्ट केवल तॉन बायोडिग्रेडेबल या ड्राई वेस्ट विन में हीं एकत्रित किया 
जायेगा। 


सेफेल्ी स्टोरेज पॉईट/डिपो/द्रांसपोर्ट स्टेशनों पर शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उठाने वालों तथा जन्‍्य सामाजिक आयोजनफर्ताओं 


को प्लास्टिक गिलास तथा फागजों को रिसाईकिल एवं पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। अनौपचारिक अपशिष्ट उठाने वालों फो 
ड्राई रिक्राईक्लेबल अपशिष्ट को संग्रह करने तथा प्राधिकृत रिसाईक्लर्स को er बेचने की स्वीकृति भी उनकी जीविका को उपार्जन के 
लिए सीधे दी जायेगी। 


argh स्थानीय लिकाय भीला एवं सूखा बूढ़े के पृथक्षरण के इनसे मैटेरियल के साधत, गैटेरियल़ रिकवरी सुविधा की स्थापना के माध्यम 
सै पेपर, लोहा, शीशा, ई बेस्ट, पालीधीन, चमडे, जूते, पेट बोटल रवर इत्यादि a ड्राई वेस्ट के भण्डारण एवं छटाई के लिए अलग 
बीत या भण्डार की व्यवस्था के साथ सुनिश्चित फरेगी। 


शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकताओो/स्थानीय हालात के अनुसार अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट aver तकनीकी जैसे- प्लाज्मा पाइरोला 
द्वारा तकनीकी, बेलिग प्रेस और रिफ्यूज ड्राईब्ड फ्यूल (आर,डी.एफ.) निर्माण, सीमेंट क्‍्ले तथा प्लास्टिक श्रेढिंग को-प्रोगनेसिंग की 
स्थापता की भी जांच पडताल फरेगी। 


शहरी स्थातीय निकाय कचरे चुनने वालों की उत्तका उपयोग एम.आर,एफ. और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा में करके 
कायापलट की सक्रीय रूप से कार्य करेगी। 


शहूरी स्थानीय लिकाय अनौषचारिक वेस्ट पिकर्स/कबाडी वाले एवं एस.एच.जी. के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों, जीविका तथा आय 
उत्पादक क्रियाकलापों पर लगातार संवेदना ग्रह, सेशन प्रोग्राम आयोजित करेगी। 


वोकेशनल प्रशिक्षण जैसे पेपर बैग बनाता, फार्टन बैग, सिलाई, कूशन गेकिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेगी। 


अध्याय-6 


oy eft किया विधि- 


(क) 


इन उप विधियों के प्राविधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जावेगी। 
इस Farr हेतु इसके सदस्य अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगे 


आग 8] 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) a 


अध्याय-7 


| ड्पयोग कर्ता फीस तथा जुर्माना 


10- 


(ग) 


(a) 


प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, प्र्तत afte wearer के लिए उपयोगकर्ता फीस का लागू होना- शहरी स्थानीय तिकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट 
प्रबन्धन उपविधि के अनुसार संग्रहित उपयोगकर्ता फीस का 15 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक 
अपशिष्ट प्रबन्धन जाते में अन्तरित कर दी जायेगी। 


11- उल्लंघन पर जुर्माना- 


इस उपविधि के आरम्भ फी तिथि को और उसके बाद पर्यावरण बन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर 
प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार एक माह तक जन साधारण को जानकारी/चेतावनी दी जा सकेगी। जिसके बाद इस उपविधि का फोई 
उल्लंधन अनुसूची-1 में वधाविहित जुमनि ऐे इस उपविधि के भंग के प्रत्येक अवसर पर दण्डनीय होगा। 


यदि कोई दुकानदार वा स्ट्रीट are शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में किसी वस्तु को देने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध 
करते हुए पाया जाता है तो शहरी स्थानीय निकाय एत्येक ऐसे अवसर पर अलुसूची-1 में यथा FARR Re जुर्माना अधिरोपित करेगी। 


अदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग था प्लास्टिक के बने गल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या कबर 
में जिसका विनिर्माण लेबल या मार्क उप विधि के अनुसार मही किया गया हो विक्रय या उपलब्ध करता है तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर 
अनुसूची- 1 में कथा Re जुर्माना भुगतान फरने का उत्तरदायी होगा। 


नगर पालिका परिषद्‌ अधिनियभ के अंतर्गत तगद पंचायत के अधिफारी उपविधियों के प्राविधानों के उल्लघ॑नकर्ता से स्पॉट पर जुर्माना 
वसूल करेगे। 


कोई विनिर्माता, उत्पादक , आयातक, स्टाकिस्ट, होलसेलर, Ree, दुकानदार, स्ट्रीट बेंढर जो जुर्माना नही देगा वह सम्पत्ति कर के 
sg के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। बार-बार अपराध करने वालों के विरूद्ध मगरपासिफा 
अधितियम के प्राविधानों /स्थापित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जोयेगी। 

अध्याय-8 


आवेदकर्ता का वार्षिक Reet 
13: आवेदन तथा वार्षिक रिटर्न (पी.डब्लू,एम. नियमावली 2016) 


(क) 


(घ) 


(ग) 


(प) 


ster उत्पादक रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के तवीनीकरण प्रयोजनार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियभावत्ती 2016 के प्राविधानों के 
ange फार्म-1 में राज्य प्रदूषण तियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा। 


अपशिष्ट (वेस्ट) रीसाइक्लिंग या प्रोसेसिंग करने वाला अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाईकिल या प्रोसेस का प्रसंस्करण चाहने 


वाला प्रत्येक व्यक्ति रीसाइक्लिंग यूनिट के रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधत नियमावली 
2016 के प्राविधानों के अतुसार फार्म में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा। 


उत्पादक द्वारा कच्चा माल के उपयोग किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में प्लास्टिक के विनिर्माण में लगा प्रत्येक 
विनिर्माता रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के तवीनीकरण के लिए फार्स-॥ में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा। 


प्लास्टिक अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग एवं प्रोसेसिग में लगा प्रत्येक व्यक्ति फार्म-1४ में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 
30 pe तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा। 


478 उत्तराखण्ड गजठ, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक सम्बत्‌) [भाग 8 


(४)... सगर पंचायत केलाबेड़ा on में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 
जानकारी में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को तमर्पित करेगा। 


अध्याय-9 


24.3 नगर पंचायत केलाखेड़ा का उत्तरदायित्व: 


(क)। शहरी स्थातीय तिकाय स्थंय के खर्च पर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से एजेंसियों या उत्पादकों को लगाकर प्लास्टिक 
अपशिष्ट के पृथक्वरण, संग्रहण भण्डार परिवहन, प्रोसेगिंस तथा निपटारें के लिए आधारभूत सर॑चता विकसित करेगी। 


(a) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के समत्वय तथा सहयोजित pt के पालन के लिए जिमोदारी होगी, यथा- 
1... प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्वरण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना। 

2... इस प्रोतेगिंस के दौरान वह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, 

3... रिसाईकिलर्स को रिसाईक्लेबल प्लास्टिक अपशिष्ट os का चैनलाइजेशन सुनिश्चित करना 


4... केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिफ अपशिष्ट के गैर- रिाईक्लेबल खण्ड के प्रोसेसिंग तथा 
निपटाब फो सुनिश्चित करना। $ 


5... सभी स्टेकहोल्डरों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरुफता पैदा करता। 
6... पेस्ट पिकर्स के साथ सिविल सौसाईटी था समूज को शामिल करना। 
८ यह सुनिश्चित करना प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाय। 


(१). शहरी ल्थातीय निकाय स्वंग या किसी एजेंसी को लगाफार प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्‍्द्रो की स्थापता, करेगी। जहाँ कोई अपशिष्ट 
उत्पादक संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक या वेस्ट पिकर्स सीधा प्लास्टिक अपशिष्ट को जमा कर सके। यह 
प्लास्टिक अपशिष्ठ के पृथक्षरण के खोत, खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी फैलाने तथा सवेदन ग्रहण के लिए भी एक स्थान 
होगा। 

(ध) शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके समस्या उत्पन्न करने, पर्यावरण पर प्लास्टिक के 


अल्पकालीन एंव दीर्षकालीन प्रभाव, प्लास्टिक के बदले गैर प्लास्टिक इत्यादि पर लगातार जागरुकता पैदा कर प्लास्टिक उपयोग को 
कम फरेने प्रोत्माहित फरेगी और उसके लिए बजट का प्रावधान करेगी। 


Ce) जुसति के रुप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संग्रह की गई निधि पृथक खाते में रखी जाएगी और अपनी अधिकारिता के भीतर 
तर्वसम्बन्धी आधारभूत सर॑चना तथा सब तरह से अपशिष्ट प्रवन्धन प्रेणाली के घोषणा के लिए उपयोग की जाएगी। 


(व). शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए विनिर्तिमाताबों उत्पादकों तथा ब्रांड 
स्वामियों की सहायता लेगी। 


14.2 अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेदारी- 
(क) ' अपशिष्ट उत्पादक निम्नलिखित कार्य होंगे- 


Ww प्लास्टिक अपशिष्ट कम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 (समय -स्मय यथा संशोधित )के अनुसार Site पर ह्दी 
प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करना तथा इसे गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के लिए बने बिन में संग्रह करना। 


भाग 8] 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (प्रावण 21, 1945 शक WAR) 479 


(ii) 


(ब) 


( 


(7) 


प्लास्टिक कूडा-कचरा न फैलाना तथा खोत पर ही अपशिष्ट erp भण्डारण सुनिश्चित करना एंव रजिस्टर्ड ee पिकर्स iret 
Aare या वेस्ट संग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वासा वेस्ट संग्रहकर्ता या प्राधिकृत एजेंसी को हस्तगत कर देना। 


प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत उत्पादक ठोस अपशिष्ट नियमावली 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के बनुसार अपविश्ट 
उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेंगे तथा जमा करेगे। 


सभी अपषिश्ट उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन जैसे अपशिष्ट संग्रहण या प्रवर्तन या उसी सुविधा इत्यादि के लिए फीस या शुल्क 
का भुगतान फरेंगे जो इस हेतु तगर पंचायत द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन नियमावली 2017 के अनुसार में विनिर्दिष्ट की जाय। 


खुली जगह में कोई समारोह आयोजित किये जाने या एफ सौ से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा करने FE प्लास्टिक या 
अल्टीलेयर पैकेजिग में योजना सामग्री देता अतिग्रस्त हो के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समारोह के दौरात उत्तादित अपशिष्ट को 
'पृषक करेगा और प्रतिबन्धित करेगा। ऐसे समारोह फार्य आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिल पूर्व शहरी स्थानीय निकाय को सूचित 
करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा नियत दैनिक रेंटल चार्ज का TT कर वैसे er अपशिट के भण्डारण के 
लिए 1.1 वर्ग भी0 फा दो की संख्या में कन्टेनर रखने हेतु re पंचायत केलाखेड़ा से अतुरोध किया जाना चाहिए। 


14.3 उत्पादक आयातक त॒था ब्रांड मालिक के उत्तरदायित्व :- 


(क) 


(a) 


(7 


(3) 


(ड) 


(च) 


(=) 


उत्पादक उप विधि के प्रफाषन की तिथि से 6 माह की समग्रसीमा के भीतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आधारित अपशिष्ट 
संग्रहण प्रणाली के लिए मॉडलिटी तैयार करता तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड फो व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप 
से अपने वितरण चैनल था शम्बन्धित स्थानीय निकाय के भाध्यम से उसे अन्तरित करेंगे। 


उत्पादक राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत होगे। 


सभी उत्पादक, ब्रान्ड मालिक या आयातक जो भल्टीलेयर प्लास्टिफ शीट था पाउच या पैकेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए अपने 
उत्पादों का विक्रय विषणन करते हुए अपने उत्पादों के चलते उत्पादित अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने के 
लिए प्राथमिक रुप से जिम्मेदार होगें। 


उपयोग किए गए अस्‍्टीलेयर प्ल्लास्टिक सेचेट था पाउच या पैकेजिंग के संग्रहण की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्पादकों, आयात को और 


are स्‍्वायियों की है, जो बाजार में उत्पादों को उपस्थापित फरते है। उनके उत्पादों के चलते उत्पादित प्लास्टिफ अपशिष्ट बापस संग्रह 
करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित करना उत्तकी आवश्यकता है। यह संग्रहण योजना स्थापना या प्रवर्तन या नवीनीकरण हेतु सहमति के 
लिए आवेदन फरते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फो समर्पित फरनी है। 


प्रत्येक उत्पादक कब्डें भाल के रुप में प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग के बते कमरे के 
निर्माण हेतु प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के ब्यौरे का एक अभिललेश्व संधारित करेगा। 


प्लास्टिक का उपयोग फरते हुए रिसाईक्लेबल मल्‍्टीलेयर तथा पेपर आधारित कार्टून पैकजिंग सामग्री के विनिर्माता/ब्रॉंड मालिक, 
उत्पादक अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदावित्व (ई.पी.आर.) योजना जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए विद्यमान वेस्ट 
wht /सौप ded, रिटेलर्स, के साथ समन्‍्वय/सहयोग और उनके wher स्थापित रिसाईबिंलग प्लांट या उत्पादक उत्तरदायी संगठन 
(पी0आार0ओ0) स्थापित करके रजिस्टर्ड रिसाईकिलर्स जो अभिन्न प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन संग्रहण से after निपटारे तक 100 
प्रतिशत जिम्मेदार हो गे, कर्मठता क्रियान्वित करेगें 


पी.ई.टी. बोतल (?.६.. BOTTLE) उत्लादकों/उद्योगों को यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि उत्पादकों द्वारा यथा 
विनिश्वित वापसी दर था खरीद बैंक दर पर रिटेलर्स से इन बोतलों का संग्रहण किया जाय। और यह सुनिश्चित करेगें कि इतका 
रिस्राईकिल किया जाय। पी.ई.टी. बोतलों पर वापसी/खरीद बैंक की कीमत स्पष्ट रुप से मुद्रित करने की जिम्मेदारी उत्पादकों की है। 


उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) [साग 8 


* अहुस॑&्या में पी.ई.ठी. बोतल उपभोक्ताओं जैसे होटल, मैरिज हॉल /पार्टी हॉल, वाह खेल, स्थानों कार्यालयों /संस्थाओं की प्लास्टिक 


अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपलब्ध करना उनके लिए आज्ञापक होगा। 


रिंटेल पैकेजिंग मैटेरिल के लिए विनिर्माता संघ तथा रिटेलर के खरीद बैंक क्रिया विधि के माध्यम तले ग्रॉसरिज एंव अभाव के पैकिंग के 


© लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैंकिग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के संग्रहण एक क्रिया विधि सृजित 


करके त्ामूहिक रुप से कार्य करेगें तथा संग्रह की गई प्लास्टिक सामग्रियों का रिसाईकिल करना तथा तिपटारा करना सुनिश्चित करेगें। 


344 रिटेचर्स स्ट्रीट Gare, खाने वाले /हाँकर इत्यादि की जिम्मेदारी :- 


(क) 


ici) 


(") 


दुकानदार, Gaz, थोक विक्रेता, रिटेल वेंडर खाने वाले हॉकर, फेरीवाला या सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति खाने योग्य या न aT 
योग्य माल या सामग्रियों के भण्डार वितरण के लिए किसी भी प्रकार के कैरी बैंगों का विक्रय भण्डारण या वितरण या उपयोग नहीं 
करेगा। 

प्लास्टिक कैरी बैग का दुकानदार/विक्रेता रिटेलर या ट्रेढर्स, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 
प्रकाशित अधिसूचना के दिनांक से समय सीमा के भीतर उद्योग विक्रय स्टॉक समाप्त कर देगें, उस कालावधि के बाद किसी ऐसे 
प्लास्टिक कैरी बैंग विक्रय भण्डारण या उपयोग इस्र उपविधि की अलुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के अधीन होगा। 


मल्टीज्ेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इस प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट के बनते कवरों, जो इस नियमावली के अनुसार विनिर्मित 
या Reger a फिया गया हो, वस्तुओं को बेचने वाज्ा या उपलब्ध फरने वाला प्रत्येक रिटेलर या स्ट्रीट वेंडर इस उपविधि की अनुसूची -1. 
के अधीन यथा विनिर्दिषट ga के भुगतान का दोषी होगा। 


14.5 ero प्रदूषण तियंत्रण बोर् (एस.पी.सी);उत्तराघण्ड शासन की जिमोदारी :- 


(क) 


‘ree प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण तथा मल्टीलेयर MH, TART और प्लास्टिक अपशिष्ट के लिपटारे से 
सम्बन्धित/इस Fern प्राविधानों को लागू करने हेतु प्राधिकार होगा। 


() राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड शासन प्लास्टिक अपशिष्ट तियमावली 2016 के क्लियान्ययत पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार 
फरेगा और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक फेन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करेगा। 

34.6 जिला स्वरीय समीक्षा एंव मोनिटरिंग समिति :- 

(क) ठोस एंब प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन क्रियाकलाएों से सम्बन्धित कार्यों की समीक्षा एंव मौनिटरिंग फरना। 

(घ) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना er priate करता तथा 


(ग) 


(a) 


(=) 


@ 


(@) 


प्लास्टिक एंव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के सभी प्राविधानों को क्रियान्वित करना। 


Bhar अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट का बेसलाईन Ber बेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को 
निर्देश देता। 


ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक प्रबन्धन अभियान की प्रगति का मौनिटरिंग करना और यथावश्यक सामयिक सुधार फरना तथा नियमित 
समीक्षा करना एंव तगर विकास एंव आवास विभाग तथा अल्य राज्य समत्वय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना। 


शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एंव ठौस अपश्षि प्रोलेसिंग Pere सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की 


पहचान और स्थान निर्धारण पर तीन भाह पर कम से कम एक बार शहरी स्थातीय निकाय के कार्यपालन की समीक्षा सभी समिति 
करेगी। 


ard स्वच्छता समिति, सहायक संगठत, लाईन विभागों तथा लिविज्न सोसाईटी संगठनों के साथ प्रणाली स्थापित करने में जो ठोस तथा 
प्लास्टिक अपशिष्ट के सामुदायिक स्तर पर मोनिटरिंग तथा प्रबन्धन करने का समर्थन करने के समन्वय से सीधा निर्देश देगी और कार्य 
करेगी। 


शहरी स्थानीय निकाय के प्रामर्श से वार्ड स्तरीय मोनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को उत्तरदावित्व सौपेगी। 


art a] उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 ई0 (आरवण 21, 1945 शक सम्बत) asi 


44.7 सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स की जिम्मेदारी सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स निम्नलिश्चित कार्यो का जिम्मा लेगा: 


(em) rae Bear विभिन्न दुकानों भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यक दुकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करता और इन 
व्यवसायीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करना। 


(ee) प्रतिबंधित पॉलियीन पैकेजिंग मैटेस्यिल तथा 50 et कम मोटाई वाला और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2015 
में किए गए प्राविधानों के जनुसार लेबल अथवा मार्क नही किए गए हो सहवद्ध उत्पादों को जब्त फरना। 


fe) इस उपविधि की अतुसूची-1 में विहित व्यतिक्रमियों से जुर्माता बसूल करना। 
(पे). सर प्लास्टिक कैरी i अंतराज्य ase तथा विक्रय फो रोकता। 


(४). नगर प्लास्टिक कैरी बैगों का किसी बाहर के क्षेत्र ते किसी व्यक्ति/ब्यवस्तायी /स्टाकिस्ट को बेचने से रोकना। 


482 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक सम्वत्‌) [भाग 8 
अनुसूची-1 
Fe अपराध ___ omar sd 
tek warm | द्वितीय बार | प्रत्येक बार दुहराए 
जाने पर 
१ | मोटाई जौर जाकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के २००० | ५००० 
उत्पादन, वितरण व्यवसाय, भण्डारण विक्रय 
३ | प्लास्टिक कैरी बैंग का उपयोगकर्ता 
ु Tiers उपयोगकर्ता aes Ree Wee 
iT [weqartnat ihe ae ee 
b wedi (hint वा प्लाहिक Mie या ऐसी ही वस्तु का ३०० Toa ray 
५ | प्लास्टिक शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धनों के 
अनुसार विनिर्मित लेबल या भार्क नही किए गए हों, मे वस्तुओं का 
उपयोग विक्रय या उत्ते उपलब्ध करना। 
४. | प्लास्टिक अपशिष्ट को छुले में जलाता। ३००० | Gooo 
५  खिक्जनिक स्थानों पके, aren, पुराताल्िक ea तथा अन्‍य Too tans 
प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट wir फैलाना। 
६ | weet स्थानीय निकाय को quer दिए बिता एस उपकिधि के | Geo Aiea ee 
अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई समारोह या प्रभा आयोजित या 
एक सौ से अधिक व्यक्तियों फो जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक 
व्यक्ति 


इस उपविधि फे प्राविधानों के अनुसार किती भी व्यक्ति (निर्माता, उत्पादक, आयातक, खुदरा विक्रेता, सड़क A, स्टाकिस्ट 


इत्यादि) के साथ पाए गए प्रतिबंधित सामान इस उप-कानून के प्राविधानो में उल्लिखित अनुसार जब्त कर लिया जायेगा। 


भाग हो उत्तराखण्ड TUE, 12 अगस्त, 2023 Yo (श्रावण 21, 1945 शक WATT) 483 


tal - IV 
(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का) 
(नियम 17(1)के अधीन) 


स्थानीय निकाय के नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग या रिसाईकिलिंग सुविधा के ऑपरेटर द्वारा 
समर्पित किए जाने वाले वार्षिक रिपोट का प्रपत्र। 


Ee रिपोर्ट की काल्लावधि 


1 | ग्रुविधा ऑपरेटर का नाम और पता 


2. | सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम 


| 


फैक्स 


मोबाईल 


ई-मेल 


| हैसियत 
| enn ee अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए उपयोग की जानेवाली प्रौद्योगिकी 


5 | वर्ष के दौरात ख्लोत के साथ-साथ रिपोर्ट की जाने वाली प्राप्त प्लास्टिक 
अपशिष्ट की मात्रा 


6 | water cate अपशिष्ट की मात्र (eat) 


7 | कक्ष भरते वाले स्थल पर अंतिम Fare के झिए A गई निकिय या 
अस्वीकृत की मात्रा 


| कार्म अरे की Ga का ब्यौस जिसके अंतिम विफल रे के लिए A सा 
अस्वीकृत भेजे गए थे 


पता - 


टेलिफोन ~ 
| ‘ware शर्तों के अनुपालन की स्थिति यदि सहमति या Carr मंजूरी 
के दौरान विनिर्दिष्ट किया गया हो सलंग्र किया जाया 


पलक 
a आपेरेटर का हस्ताक्षर 


484 उत्तराखण्ड गजट, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक WAR) [भाग 8 


फॉर्म - ४ 
(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का) 
(नियम 17 (2) के अधीन) 


शहरी विकास एंव आवास विभाग के प्रभारी सचिव को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक ' 
अपशिष्ट प्रबन्धन पर किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र। 


रिपोर्ट की काल्लावधि 


++ | हैं 


नगर, शहर और राज्य का नाम 


i | 5» | 


| वर किलोमीटर a 


4 | शहरी स्थानीय लिकाय का नाम और पता. 


टेलिफोन संख्या- 


Sartre 


ई-मेल- 


5. | अधिकारिता के सीन क्षेत्र मे बाज की कुल संज्या 


|| अधिकारिता के अधीन शत में मकानों की कुल्त संख्या 


7 | seg dhe संग्रहण द्वारा आच्छादित मकानों की संख्या 


EE अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वाणिज्यक स्थापनाओं और संस्थाओं की कुल संख्या 


9 | वाणिज्यफ स्थापनाये 


संस्थाएँ 


10 | अदिकारित के जन क्षेत्र में उत्तादि often arate ware के लिए रखे गये 
चंत्र के साथ-साथ डोर-हू-डोर संग्रहण के लगी एजेंसियों के व्यौरे का संक्षितत विवरण 


P| अधिकारिता के अधीन क्षेत्र W उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट ware के लिए 
स्थान पर लगाए गये आधारभूत संरचना का ब्यौरा सलंग्र करें। 


भाग 8] उत्तराखण्ड WE, 12 अगस्त, 2023 Fo (आवण 21, 1945 शक Wea) 485 


|] 12 | अपेक्षित आधारपूत icra strate के साब-ताप वदि कोई हे, कक... 777 /ः औचित्य के साथ-साथ यदि कोई gy, weit 
करें। 


| 18! || अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (zeit में) 


i अधिकारिता के अधीन क्षेत्र हे वर्ष के दौरान संग्रह किये गए प्लास्टिक अपशिए की 
मात्रा (न्‍नों में) 


45 | वर्ष के दौरान रिसताईक्लिंग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा GATT) 
16 | वर्ष के दौरान उपयोग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (eat मैं) 


17 | eR rer ae भराई स्थल को भेजे गये निक्किय या अस्वीकृत मात्रा (BATHE) 


| anton अपशिष्ट Waar और लिपटारे के Rg उपयोग की गई wee GAT 
का ब्यौरा 


सुविधा-ा 


ऑपरेटर का नाम 


‘a 


टेलिफोन था मोबाईल संख्या- 


क्षमता- 


उपयोग की गई प्रौद्योगिकी - 


रजिस्ट्रेशन deur 


रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 


सुविधा- 1 


ऑपरेटर का नाम 


ee ॥ 


टैलिफोन या मोबाईल संख्या- 


क्षमता- 


उपयोग की गई क्षमता- 


रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक- 


486 उत्तराखण्ड WHS, 12 अगस्त, 2023 Fo (श्रावण 21, 1945 शक Wag) far 8 


सहित शहरी स्थानीय निकाय के सूंबय के द्वारा फैलाई गई मानव पक्ति का ब्यौरा दें 


2G | wa के ज्ाह लगाने were परिवहन, START तथा atte का निपटासा सहित 
संग्रहण के लिए ठेकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा 
zi : 


a Baia cara, यदि कोई हो, सहित एस निगमावत्षी के प्रावधानों के अलुपालन में 
शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों को a मे वर्णन करें। 


हि क्या सगर में ठोस अपशिए प्रबन्धन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य 
योजना बनाई गई है, यदि हाँ (प्रतिलिपि सलंग्र करें) 


पुनरीक्षण की तिथि- हि 
राज कुमार भारती, अकरम खान, 
अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष, 
नगर पंचायत केलाखेड़ा, नगर पंचायत केलाखेड़ा, 
ऊघम सिंह नगर। ऊघम सिंह नगर। 


पी0एस0यू७ (आर0ई0) 32 हिन्दी गजट,/315-भाग 8-2023 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


